निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 42 


4 अग्रहायण 1942 ( श ० ) 
पटना , 

बुधवार , 
25 नवम्बर 2020 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


भाग -1 


और 2 , 


भाग - 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 

2-26 
भाग - 1 - क - स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश । 
भाग - 1 - ख - मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए 0 , आई 0 एससी 0 , 

बी० ए ० , बी 0 एससी 0 , एम ० ए ० , 
एम ० एससी ० , लॉ 

2 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप0 
इन - एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा - फल , कार्यक्रम , छात्रवृत्ति प्रदान , 

आदि। 
भाग - 1 - ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 
भाग - 2 - बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले 

गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम आदि। 


भाग - 5 -बिहार विधान मंडल में पुर : स्थापित 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या 
उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8 – भारत की संसद में पुर : स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। 


, 


भाग - 9 -विज्ञापन 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और 
नियम , भारत गजट और राज्य गजटों के 
उद्धरण । 


भाग - 9 - क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं 
इत्यादि । 

27-27 


भाग - 4 -बिहार अधिनियम 


पूरक 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 25 नवम्बर 2020 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचनाएं 

9 जनवरी 2020 
सं० 22 / नि ० सि ० (मुज ० ) -06-05 / 2019 / 30 - श्री विकास कुमार ( आई 0 डी0-5458 ), तत्कालीन सहायक अभियंता, 
शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल , खगौल, पटना को उनके उक्त प्रमंडल में पदस्थापन अवधि के दौरान विभागीय स्थानांतरण आदेश 
में दिए गए निदेशों की अवहेलना करने से संबंधित अवर सचिव ( प्रबंधन ) से प्राप्त पत्र के आलोक में मामले के समीक्षोपरांत 
श्री कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता के विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय 
पत्रांक -1224 दिनांक -19.06.2019 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया । 

आरोप : - श्री विकास कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल, खगौल, पटना को विभागीय 
अधिसूचना संख्या -4632, दिनांक 12.12.18 द्वारा शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल , खगौल, पटना से अवर प्रमंडल पदाधिकारी, शीर्ष 
कार्य अवर प्रमंडल -1 वाल्मीकिनगर (शीर्ष कार्य प्रमंडल, वाल्मीकिनगर) के पद पर स्थानांतरित किया गया था । उक्त 
अधिसूचना के कंडिका -4 में यह स्पष्ट रूप से निदेशित था कि संबंधित नियंत्री पदाधिकारी अपने अधीनस्थ के सहायक 
अभियंताओं को स्थानीय व्यवस्था के तहत दिनांक 18.12.2018 तक प्रभार का आदान - प्रदान करना सुनिश्ति करेंगे , अन्यथा 
नवपदस्थापित सहायक दिनांक 19.12.2018 के प्रभाव से स्वतः भारमुक्त होकर दिनांक 20.12.2018 के पूर्वाह्न तक 
नवपदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण कर इसकी सूचना विभाग को देंगे । साथ ही साथ यह भी निदेश संसूचित था कि 
नवस्थानान्तरित सहायक अभियंताओं का माह दिसम्बर 2018 का वेतनादि का भुगतान नवपदस्थापन स्थान से होगा । 

उपर्युक्त निदेश के बावजूद भी उनके द्वारा निर्धारित तिथि 20.12.2018 के पूर्वाह्न तक नवपदस्थापित पद पर 
योगदान नहीं दिया गया । उनका यह आचरण विभागीय आदेश / निदेश की अवहेलना एवं पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के प्रति 
उदासीनता को दर्शाता है । उनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम -3 ( i) के प्रतिकूल है । 

उक्त के आलोक में श्री कुमार, सहायक अभियंता, शीर्ष कार्य अवर प्रमंडल सं0-01, वाल्मीकिनगर द्वारा अपने 
पत्रांक -59 दिनांक -16.07.2019 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 
निम्न बातें कही गई है : 

( 1 ) विभागीय अधिसूचना सं0-4632 दिनांक -12.12.2018 द्वारा मेरा स्थानान्तरण शीर्ष कार्य प्रमंडल , वाल्मीकिनगर के 
अन्तर्गत अवर प्रमंडल पदाधिकारी, शीर्ष कार्य अवर प्रमंडल -01, वाल्मीकिनगर के रूप में हुआ । 

(2) स्थानान्तरण आदेश के पूर्व से ही मैं अपनी पत्नी का ईलाज पटना में करा रहा था । डॉक्टर के द्वारा पत्नी को 
दवाईयों के साथ - साथ Complete bed rest का परामर्श दिया गया था । पटना में मेरे अलावा मेरी पत्नी की देखभाल 
करने वाला कोई और नहीं है । ऐसी परिस्थिति में बीमार पत्नी को अकेला छोड़कर वाल्मीकिनगर, नव पदस्थापित स्थान पर 
प्रभार ग्रहण करने जाना काफी जोखिम भरा कार्य था । मै अपनी बीमार पत्नी के प्रति अपने दायित्वों को अनदेखा नहीं कर 
सका । मैं सरकारी कार्यों का निष्पादन करते हुए अपनी पत्नी की देखभाल करता रहा । इस संबंध में मेरे द्वारा कार्यपालक 
अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल -1, खगौल, पटना को मौखिक रूप से जानकारी भी दी गयी थी । मेरी पत्नी के अस्वस्थ 
होने की पुष्टि माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक -150 ( आ o ) दिनांक -13.12.2018 से भी 
होती है, जो मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, अनिसाबाद, पटना के गैर 
सरकारी प्रेषण सं0-490 दिनांक -15.12.2018 द्वारा भी होती है, जो कार्यपालक अभियंता, शोध एवं प्रशिक्षण प्रमंडल -1, 
खगौल, पटना को दिनांक -17.12.2018 को प्राप्त हुआ है । 

( 3) पत्नी की तबियत में सुधार होते ही मैं दिनांक -14.01.2019 को अपना प्रभार सौंप कर दिनांक -17.01.2019 को 
अवर प्रमंडल पदाधिकारी, शीर्ष कार्य अवर प्रमंडल -01, वाल्मीकिनगर का प्रभार ग्रहण कर लिया । सरकारी कार्यों के 
साथ - साथ पति के रूप में बीमार पत्नी की देखभाल के दायित्व का निर्वहन करते हुए मेरे द्वारा विभागीय आदेश के अनुपालन 
में थोड़ा विलम्ब हुआ, जो परिस्थितिजन्य जरूरत थी । 

श्री विकास कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । 
समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये : 

अवर सचिव ( प्रबंधन) के पीत – पत्र के द्वारा श्री विकास कुमार ( आई 0 डी0-5458 ), अवर प्रमंडल पदाधिकारी, शीर्ष 
कार्य अवर प्रमंडल -1, वाल्मीकिनगर के विरूद्ध विभागीय आदेश / निदेश की अवहेलना करने के आरोप में अनुशासनिक 
कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है । पीत - पत्र के साथ संलग्न संबंधित संचिका की छायाप्रति के अवलोकन से प्रतीत 
होता है कि श्री कुमार का स्थानांतरण विभागीय अधिसूचना सं0-4632 दिनांक -12.12.2018 द्वारा किया गया था । उक्त 
अधिसूचना के क्रमांक 4 के द्वारा निदेश संसूचित था कि संबंधित नियंत्री पदाधिकारी स्थानांतरित सहायक अभियंता को 


बिहार गजट , 25 नवम्बर 2020 


3 


दिनांक -18.12.2018 के पूर्वाहन से नवपदस्थापित कार्यालय का प्रभार निश्चित रूप से ग्रहण कर इसकी सूचना विभाग को 
उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें । विभागीय निदेश का अनुपालन श्री कुमार के द्वारा नहीं किया गया , जिसके लिए स्पष्टीकरण 
की माँग की गई । श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा प्रबंधन स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरांत श्री कुमार से प्राप्त 
स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय के 
अनुमोदनोपरांत निगरानी प्रशाखा को प्राप्त कराया गया । 

श्री कुमार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर स्पष्टीकरण की माँग की गई । श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया 
गया । जिसमें कहा गया है कि स्थानांतरण आदेश के पूर्व ही वे अपनी पत्नी का इलाज पटना में करा रहे थे । डॉक्टर द्वारा 
पत्नी को Complete bed rest देने का परामर्श दिया गया था । चूंकि पटना में उनके अलावा पत्नी का देखभाल करने 
वाला कोई नहीं था इसलिए बीमार पत्नी को अकेला छोड़कर नवपदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं कर सका । पत्नी की 
तबियत में सुधार होते ही वे दिनांक -14.01.2019 को अपना प्रभार सौंप कर दिनांक -17.01.2019 को अवर प्रमंडल पदाधिकारी, 
शीर्ष कार्य प्रमंडल-1, वाल्मीकिनगर का प्रभार ग्रहण कर लिया गया । इस आधार पर श्री कुमार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार 
करते हुए आरोप मुक्त करने का आग्रह किया है । 

। 
श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में नवपदस्थापित स्थान पर स - समय योगदान नहीं करने का कारण पत्नी का बीमार 
होना बताया है । श्री कुमार ने अपने स्पष्टीकरण में ऐसा कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया है । जो उनके कथन की पुष्टि करता 
हो । पत्नी की बीमारी का बहाना बना कर नवपदस्थापित स्थान पर योगदान नहीं देना स्पष्ट रूप से विभागीय दिशा निर्देश 
का उल्लंघन है । अतएव श्री कुमार का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है एवं उनके विरूद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप 
प्रमाणित पाया जाता है । 

समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए श्री विकास कुमार, अवर प्रमंडल पदाधिकारी, शीर्ष कार्य अवर प्रमंडल -1, 
वाल्मीकिनगर को विभागीय अधिसूचना सं0-1904 दिनांक -02.09.2019 से निम्न दण्ड संसूचित किया गया है 

“ एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक " 
उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री कुमार, सहायक अभियंता द्वारा अपने पत्रांक -78 दिनांक -11.09.2019 से पूर्वाविलोकन अर्जी विभाग 
में समर्पित किया गया । जिसमें मुख्य रूप से निम्न बातें कही गई है : 

श्री कुमार ने अपने अभ्यावेदन में अंकित किया है कि मेरी पत्नी का ईलाज माह नवम्बर 2018 से ही पटना में चल 
रहा था जिसमें उनके प्रीस्किपशन पर डॉक्टर द्वारा बेड रेस्ट की बात लिखी गई है । जबकि विभाग द्वारा स्थानान्तरण आदेश 
दिनांक -12.12.2018 को निर्गत किया गया है । पुनः 15 दिनों के पश्चात् डॉक्टर से दिनांक -13.12.2018 को दिखाया गया 
जिसमें उनके द्वारा मेरी पत्नी को complete bed rest की बात अपने प्रीस्किपशन में लिखा गया है । डॉक्टर द्वारा दिए 
गये सलाह के अनुसार मैं अपने विभागीय कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करते हुए अपनी पत्नी का ईलाज भी करा रहा 
था । चूंकि पटना में मेरी बीमार पत्नी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था , साथ ही मेरे बुजुर्ग माता - पिता भी मेरे साथ 
रहते थे । ऐसी स्थिति में मैं अपने पुत्र एवं पति धर्म के कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने पत्नी को बीमारी की अवस्था में न 
छोड़कर उनकी सेवा के साथ - साथ अपने पदीय दायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करता रहा एवं पत्नी के स्वस्थ होते 
ही अविलम्ब दिनांक -14.01.2019 को अपना प्रभार सौंप कर दिनांक -17.01.2019 को अवर प्रमंडल पदाधिकारी, वाल्मीकिनगर 
में योगदान दिया । अतः पदीय दायित्वों एवं कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता का आरोप तथ्य से परे हैं । 

श्री कुमार, सहायक अभियंता से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई जिसमें निम्न तथ्य 
पाये गये: 
श्री कुमार, सहायक अभियंता से प्राप्त पुनर्विलोकन अर्जी के साथ डा 0 चन्द्र प्रताप General electroscopic Surgeon के 
चिकित्सा पूर्जा की छाया प्रति संलग्न किया गया जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि श्री कुमार की पत्नी दिनांक -29.11. 
18 से ईलाजरत रही हैं । पूर्जा के अंतिम भाग में complete bed rest का परामर्श अंकित है । श्री कुमार का कहना है कि 
पत्नी की बीमारी का ईलाज कराने के कारण वे ससमय विभागीय निदेश / आदेश का अनुपालन नहीं कर सकें किन्तु पत्नी की 
तवियत ठीक होने के पश्चात् वे दिनांक -14.11.19 को अपना प्रभार सौंप कर दिनांक -17.01.19 को नव पदस्थापित पद पर 
योगदान समर्पित किए । विभागीय अधिसूचना में दिनांक -20.12.18 के पूर्वाहन् तक नव पदस्थापित पद पर योगदान समर्पित 
करने का निदेश दिया गया था किन्तु परिस्थितिजन्य कारणों से श्री कुमार ने अपना योगदान दिनांक -17.01.19 को समर्पित 
किए । इस प्रकार श्री कुमार द्वारा विभागीय आदेश का अनुपालन कर दिया गया । 

समीक्षोपरांत वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री कुमार के पुनर्विलोकन अर्जी को स्वीकार करते हुए विभागीय अधिसूचना 
संख्या -1904 दिनांक -02.09.19 द्वारा निर्गत दण्डादेश यथा एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक के दण्ड को 
निरस्त करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है । 

अतएव सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में श्री विकास कुमार, अवर प्रमंडल पदधिकारी, शीर्ष कार्य अवर 
प्रमंडल सं0-01 वाल्मीकिनगर के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या -1904 दिनांक -02.09.19 द्वारा निर्गत दण्डादेश यथा 
“ एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक ” के दण्ड को निरस्त करते हुए संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जीउत सिंह, अपर सचिव । 


4 


बिहार गजट , 25 नवम्बर 2020 


4 फरवरी 2020 
सं 0 22 / नि ० सि ०( अमि ०) पू0-22-09 / 2011-172-- श्री रामाकांत शर्मा, ( आई0 डी0-1753 ), तत्कालीन कार्यपालक 
अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, अररिया के विरूद्ध अररिया पदस्थापन के दौरान इन्दिरा आवास योजना में गड़बड़ी 
के कारण अररिया थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई जिसका काण्ड संख्या -283 / 2010 है । उक्त मामले में श्री शर्मा के विरूद्ध 
सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अभियोजना स्वीकृति की माँग की गयी , तदालोक में विधि विभाग द्वारा 22 मई 2012 को 
अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी । मामला की गम्भीरता को देखते हुए श्री शर्मा के विरूद्ध निम्नांकित आरोप के लिए आरोप 
पत्र गठित की गयी: 

1. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण अररिया के आदेश ज्ञापांक 449 / अभि 0 दिनांक- 20.07.2004 के द्वारा इन्दिरा 
आवास योजनान्तर्गत ( नव निर्माण एवं अपग्रेडेशन) प्रखण्डवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण करते हुए मो 0 800.00 लाख 
रूपया अग्रिम स्वरूप उपलब्ध कराते हुए निदेश दिया गया था कि इन्दिरा आवास की मार्गदर्शिका का पालन करते हुए 
लाभुको को देय राशि उपलब्ध कराते हुए दो माह के अन्दर आवास निर्माण पूर्ण करा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित 
किया जाय जो आपके द्वारा बार - बार माँगने पर भी समर्पित नहीं किया गया । 

2. आपके द्वारा इन्दिरा आवास निर्माण हेतु एक ही सहायक अभियंता श्री दीपक कुमार को मो 0 599.88 लाख रूपया 
अग्रिम दिया गया , जबकि आपके यहाँ प्रखण्डवार सहायक अभियंता, कनीय अभियंता पदस्थापित थें । आपने व्यक्तिगत लाभ के 
लिए इतनी बड़ी राशि बिना पूर्व की राशि को समायोजित किए बगैर देकर न सिर्फ घोर वित्तीय अनियमितता किया, बल्कि 
राशि के गबन में सहयोग किया है । 

3. आपके संदिग्ध कार्य प्रणाली के मद्देनजर जिला पदाधिकारी अररिया के पत्रांक 197 / सी 0 दिनांक -22.01.2004 
पत्रांक 795 / सी ० दिनांक 21.02.2004 तथा अभिकरण कार्यालय ज्ञापांक 41 / अभि 0 दिनांक -23.02.04 के द्वारा इन्दिरा आवास 
योजनान्तर्गत विमुक्त राशि वापस करने का निदेश किया गया था , परन्तु उसका अनुपालन नहीं किया गया ऐसा कर आपने 
अनुशासनहीनता,उच्च पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना कर राशि के गबन में सहयोग किया है । 

4. आपके द्वारा कराये गये / जा रहे आवास निर्माण कार्यों में भी निर्धारित मापदण्ड एवं प्रक्रिया का अनुपालन नहीं 
किया गया है । निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी बहुत निम्न एवं घटिया स्तर के है । 

उपरोक्त गठित आरोप के लिए श्री शर्मा के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापंक 120 दिनांक 14.01.2015 द्वारा बिहार 
सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित 
की गयी । विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में ही श्री शर्मा के सेवानिवृति के उपरान्त उक्त विभागीय कार्यवाही को 
आदेश सं0–128 दिनांक -09.06.2015 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी ) में सम्परिवर्तित किया गया । विभगीय 
कार्यवाही के संचालनोपरान्त संचालन पदाधिकारी ने श्री शर्मा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप को प्रमाणित 
होने का मंतव्य दिया है । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी, सम्यक 
समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री शर्मा से विभागीय पत्रांक -403 दिनांक -27.02.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की 
माँग की गयी । लेकिन श्री शर्मा द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का कोई जवाब समर्पित नहीं किया । पुनः विभागीय पत्रांक 952 
दिनांक -10.05.2019 द्वारा श्री शर्मा को द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने हेतु स्मारित भी किया गया लेकिन पत्र प्राप्ति के 
बावजूद भी श्री शर्मा द्वारा द्वितीय करण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया गया । 

इस प्रकार पत्र प्राप्ति के बाद भी आरोपों के संबंध में बचाव बयान समर्पित नहीं किया जाना इस बात का परिचायक 
है कि श्री शर्मा को आरोपो के संदर्भ में कुछ नहीं कहना है तथा उनपर लगाया गया आरोप सही है । 
इस प्रकार सम्यक समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री रामाकांत शर्मा, तत्कालीन 
कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल , अररिया सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध " शत प्रतिशत पेंशन पर स्थायी 
रोक " का दण्ड देने का निर्णय लिया गया । 
उक्त निर्णय के आलोक में श्री रामाकांत शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, अररिया 
सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है : 
" शत प्रतिशत ( 100 % ) पेंशन पर स्थायी रोक " | 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जीउत सिंह, अपर सचिव । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचनाएं 

19 अगस्त 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2020 ( खण्ड )-सा0 प्र0-7165 -- श्री संतोष कुमार मल्ल, भा 0 प्र0 से 0 (97), (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से 
वापसी के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. उपर्युक्त पदस्थापन के आलोक में श्री अमृत लाल मीणा, भा 0 प्र 0 से 0 ( 89), लघु जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त 
प्रभार से मुक्त हो जायेंगे । 

3. साथ ही, श्री मल्ल प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड( बेल्ट्रॉन) के अतिरिक्त प्रभार 
में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 25 नवम्बर 2020 


5 


19 अगस्त 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2020( खण्ड)–सा0 प्र0-7166 -- श्री दिनेश सिंह विष्ट, भा 0पु0 से0(1987), महानिदेशक, बिहार राज्य 
खेल प्राधिकरण, अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार बोर्ड ऑफ ओपेन स्कूलिंग एण्ड एक्जामिनेशन ( बी बी 
ओ एस ई ) के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं 0 1 / पी -1001 / 2020 ( खण्ड) -सा0 प्र0-7167 -- श्रीमती शोभा ओहटकर, भा 0 पु 0 से0 (1990), ( केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से 
वापसी के उपरान्त पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक परामर्शी, बिहार राज्य योजना पर्षद् , पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


23 अगस्त 2020 
सं 0 1 / सी -1014 / 2018 – सा 0 प्र0-7254 -- बैच वर्ष, 2018 के बिहार संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 
पदाधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण चरण -2 की पूर्णता के उपरान्त उन्हें, उनके नाम के सामने अंकित अनुमण्डलों में 
अनुमण्डल पदाधिकारी के रुप में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है: 
क्र . पदाधिकारी का नाम 

पदस्थापन 
1 श्री वैभव श्रीवास्तव 

अनुमण्डल पदाधिकारी, आरा सदर 
2 श्री शेखर आनन्द 

अनुमण्डल पदाधिकारी , बगहा, पश्चिम चम्पारण 
श्री निखिल धनराज निप्पणीकर 

अनुमण्डल पदाधिकारी , जहानाबाद 
श्री नितिन कुमार सिंह 

अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना 
5 सुश्री अम्रिषा बैंस 

अनुमण्डल पदाधिकारी, मोहनियाँ, कैमूर 
श्री अभिषेक रंजन 

अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुबनी सदर 
7 श्री आशुतोष द्विवेदी 

अनुमण्डल पदाधिकारी, मनिहारी, कटिहार 

अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर , पटना 
श्रीमती साहिला 

अनुमण्डल पदाधिकारी, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण 
श्रीमती प्रतिभा रानी 

अनुमण्डल पदाधिकारी , जमुई 


3 


4 


6 


8 


श्री विनोद दूहन 


9 


10 


2. अनुमण्डल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित उपर्युक्त पदाधिकारियों को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 
2 , 1974) की धारा -20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ एवं संबंधित जिला 
में दंड प्रक्रिया संहिता -1973 (एक्ट 2 , 1974 ) की धारा -144 का प्रयोग करने की शक्तियाँ उन्हें प्रदान की जाती हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


25 अगस्त 2020 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2020 - सा 0 प्र0-7372 -- श्री घनश्याम मीणा , भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एचः 2015 ) , नगर आयुक्त, दरभंगा को 
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या -13017 / 12 / 2018 - ए आई एस -1 दिनांक 10. 
07.2020 द्वारा बिहार संवर्ग से उत्तर प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किये जाने के फलस्वरुप, नगर आयुक्त, दरभंगा का पदभार 
त्याग करने की तिथि से उत्तर प्रदेश संवर्ग में योगदान हेतु विरमित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


25 अगस्त 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2020 - सा 0 प्र0-7373 -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके वर्तमान 
पदस्थापन स्थल से स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तंभ -4 में अंकित पदों पर अगले आदेश तक पदस्थापित 
किया जाता है : 
पदाधिकारी का नाम एवं बैच वर्तमान / पूर्व धारित पद 

पदस्थापन का स्थान 
श्री मनेश कुमार मीणा( 2015 ) नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर आयुक्त, दरभंगा 
2 श्री तनय सुल्तानिया( 2017 ) अनुमण्डल पदाधिकारी , पटना 

उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य 
सदर 

कार्यपालक पदाधिकारी, जिला 

परिषद्, दरभंगा 


क्र . 


1 


3 


3 


श्रीमती अभिलाषा शर्मा ( 2017) 


अनुमण्डल पदाधिकारी, छपरा 

सदर 


उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला 

परिषद्, खगड़िया 


6 


बिहार गजट , 25 नवम्बर 2020 


4 


श्री तरनजोत सिंह (2017 ) 


अनुमण्डल पदाधिकारी, दानापुर 


5 


श्री आरिफ अहसन (2017) 


अनुमण्डल पदाधिकारी, शिवहर 


6 


श्री विवेक रंजन मैत्रोय(2017 ) 

श्री कुमार गौरव(2017) 


अनुमण्डल पदाधिकारी, हिलसा 
अनुमण्डल पदाधिकारी , सीतामढी 


7 


, 


8 


श्री योगेश कुमार सागर (2017) 


अनुमण्डल पदाधिकारी, 

फारबिसगंज 


उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला 

परिषद्, सीतामढ़ी 
उप विकास आयुक्त -सह- मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला 

परिषद्, जमुई 
नगर आयुक्त , मुजफ्फरपुर 
उप विकास आयुक्त - सह- मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला 

परिषद्,कैमूर 
उप विकास आयुक्त्त - सह- मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला 

परिषद्, बक्सर 
उप विकास आयुक्त -सह- मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला 

परिषद्, शिवहर 
उप विकास आयुक्त -सह- मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला 

परिषद्, लखीसराय 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


9 


श्री विशाल राज ( 2017 ) 


अनुमण्डल पदाधिकारी, बगहा 


10 


श्री अनिल कुमार(2017 ) 


अनुमण्डल पदाधिकारी , बखरी 


31 अगस्त 2020 
सं 0 1 / पी0-1002 / 2017 - सा 0 प्र0- 7535 -- श्री रवीन्द्र नाथ राय, आई 0 आर0 एस 0ई 0(95 ), विशेष सचिव, कृषि 
विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक परामर्शी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी 
रहेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


31 अगस्त 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2020 - सा0 प्र0-7537- श्री संजय कुमार , भा ० प्र ० से 0 ( 90 ), प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, 
पटना ( अतिरिक्त प्रभार – प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना / राज्य परामर्शदातृ समिति, पटना) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री कुमार अगले आदेश तक प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना एवं राज्य परामर्शदातृ 
समिति, पटना के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे । 

सं 0 1 / पी -1001 / 2020 - सा 0 प्र0-7538 -- श्री रवि मनुभाई परमार, भा 0 प्र0 से0(92), प्रधान सचिव, कला, संस्कृति एवं 
युवा विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना) अगले आदेश 
तक पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


31 अगस्त 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2020 - सा 0 प्र0-7539 -- श्री अरूण कुमार सिंह, भा 0 प्र 0 से 0(85 ), विकास आयुक्त, बिहार ( अतिरिक्त 
प्रभार- महानिदेशक , बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना) अगले आदेश तक निगरानी विभाग, बिहार, 
पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


7 सितम्बर 2020 
सं 0 1 / अ0-1012 / 2019 - सा 0 प्र0-7938 -- श्री संजीव कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 (2012 ), निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी 
विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली,1955 के नियम -10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 
24.11.2020 से 31.12.2020 तक कुल 38 दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
2. श्री संजीव कुमार की उक्त छुट्टी अवधि में उनके प्रभार हेतु आंतरिक व्यवस्था प्रशासी विभाग द्वारा की जायेगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


बिहार गजट , 25 नवम्बर 2020 


7 


क्र ० 


1 


10 सितम्बर 2020 
सं 0 1 / पी0-1001 / 2020 ( खण्ड ) -सा 0 प्र0-8168 - कोरोना विषाणु ( कोविड -19 ) के संक्रमण के व्यापक प्रसार को 
देखते 

हुए विभागीय आदेश संख्या -6798, दिनांक -18.07.2020 के द्वारा परिवीक्षाधीन निम्नांकित भा 0 प्र0 से ० पदाधिकारियों को 
पटना एवं भागलपुर जिला समाहरणालयों में प्रतिनियुक्ति किया गया था : 
पदाधिकारी का नाम एवं बैच 

वर्तमान पदस्थापन 
श्री नवीन कुमार, भा 0 प्र0 से 0 (2019 ) सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी , 

रोहतास । 
श्री सुमित कुमार , भा 0 प्र0 से0 ( 2019 ) सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, 

नालन्दा । 
3 श्री विक्रम विरकर, भा 0 प्र 0 से 0 (2019 ) सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी, 

समस्तीपुर । 
4 श्री दीपक कुमार मिश्रा, भा 0 प्र0 से 0 ( 2019) सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी , 

सुपौल । 


2 


2. वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दर में आई संतोषजनक कमी और प्रशिक्षु भा 0 प्र 0 से 0 पदाधिकारियों की जिला 
प्रशिक्षण की अपरिहार्यता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त प्रतिनियुक्ति समाप्त की जाती है । आलोच्य प्रतिनियुक्ति की समाप्ति 
के आलोक में संबंधित पदाधिकारी अपने मूल पदस्थापन पर शीघ्र योगदान करेंगे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


11 सितम्बर 2020 
सं 0 1 / पी -1004 / 2018 – सा 0 प्र0-8207 -- शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना ज्ञापांक -498 दिनांक 01.09 . 
2020 के आलोक में श्री आनन्द किशोर, भा ० प्र ० से 0 (96) को दिनांक 25.09.2020 के प्रभाव से अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा 
समिति, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री किशोर अगले आदेश तक सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक , पटना 
मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के अतिरिक्त प्रभार में पूर्ववत् बने रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


16 सितम्बर 2020 
सं 0 1 / एल0-28 / 2001 - सा 0 प्र0-8423 -- श्री संतोष कुमार मल्ल, भा 0 प्र 0 से 0 ( 97 ), सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, 
बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन) को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम -10, 
11 एवं 20 के अधीन दिनांक -31.08.2020 से 06.09.2020 तक कुल 07 दिनों की उपार्जित अवकाश की कार्योपरान्त स्वीकृति 
प्रदान की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


24 सितम्बर 2020 
सं 0 1 / पी0-1005 / 2013 –सा0 प्र0-8782-- श्री संजय दयाल, आई 0 आर0 एस ० एस ० ( 99 ), विशेष सचिव, नगर 
विकास एवं आवास विभाग राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 08.06.2016 से सेवारत हैं । 

प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य में सेवा देने वाले पदाधिकारियों के लिए लागू बंधेजों एवं सेवा शर्तों के अनुरूप 
श्री संजय दयाल , आई 0 आर0 एस 0 एस 0 ( 99) की सेवाएँ दिनांक 24.10.2020 के प्रभाव से रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत 
सरकार, नई दिल्ली को वापस की जाती हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


28 सितम्बर 2020 
सं 0 1 / पी0-1005 / 2013 -सा0 प्र0-8842 -- राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी श्रीमती शिखा 
श्रीवास्तव, आई 0 आर 0 टी 0 एस 0 (2000 ) , प्रबंध निदेशक , कम्फेड की राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके पैतृक विभाग - रेलवे 
बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली से प्राप्त सहमति के आलोक में दिनांक -20.11.2020 के प्रभाव से अगले एक 
(01) वर्ष अर्थात, दिनांक 19.11.2021 तक विस्तारित की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


8 


बिहार गजट , 25 नवम्बर 2020 


29 सितम्बर 2020 
सं 0 1 / अ0-1010 / 2020 - सा 0 प्र0-8927 -- श्री अनिल कुमार, भा 0 प्र 0 से 0 ( 2017 ), उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, लखीसराय के चिकित्सा अवकाश में रहने के कारण उनकी अवकाश अवधि के लिए 
मो 0 नासिर हुसैन, अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण )-सह - जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, लखीसराय 
अपने कार्यों के अतिरिक्त उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, लखीसराय के कार्यों के 
प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


29 सितम्बर 2020 
सं 0 1 / अ0-05 / 2010 - सा 0 प्र0-8928 -- श्री पंकज कुमार पाल , भा 0 प्र0 से0(2002 ), तदेन निदेशक, प्राथमिक शिक्षा 
( सम्प्रति सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा ( अवकाश ) नियमावली , 1955 के नियम -10, 11 
एवं 20 के अधीन दिनांक -28.03.2014 से 02.06.2014 तक कुल 67 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की 
जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव । 


1 अक्तूबर 2020 
सं 0 1 / पी0-1008 / 2014 - सा 0 प्र0-9139 -- भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के अनुरूप श्री बी 0 कार्तिकेय धनजी, 
भा ० प्र 0 से 0 ( बी एच : 2008 ) , उत्पाद आयुक्त - सह - निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना को धारित उक्त पद के प्रभार से मुक्त 
किया जाता है । 

2. आलोच्य प्रभार मुक्ति के आलोक में श्री धनजी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में अविलम्ब योगदान 
प्रतिवेदित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


2 अक्तूबर 2020 
सं 0 1 / पी -1001 / 2019 - सा 0 प्र0-9150 -- श्री बालामुरुगन डी 0, भा 0 प्र 0 से 0 (2005 ), परियोजना निदेशक, बिहार 
ग्रामीण जीवकोपार्जन परियोजना, पटना / राज्य मिशन निदेशक , राज्य ग्रामीण जीवकोपार्जन मिशन - सह - आयुक्त स्वरोजगार, 
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / विशेष कार्य 
पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) को अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग , बिहार, पटना के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की आलोच्य पदस्थापन अवधि में श्री मुरुगन डी0 पूर्व धारित पद से वेतन की 
निकासी करेंगे । 

सं 0 1 / पी -1001 / 2019 - सा 0 प्र0-9151 -- श्री संजय कुमार सिंह, भा 0 प्र0 से0(2007), राज्य परियोजना निदेशक, 
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना ( अतिरिक्त प्रभार -विशेष कार्य पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) को 
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की आलोच्य पदस्थापन अवधि में श्री सिंह पूर्व धारित पद से वेतन की 
निकासी करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


5 अक्तूबर 2020 
सं ० 1 / पी -1008 / 2014( खण्ड -1)-सा0 प्र0-9203 -- श्री विनोद सिंह गुंजियाल, भा 0 प्र 0 से 0 (2007),निदेशक, 
पशुपालन , बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उत्पाद आयुक्त - सह - निबंधन महानिरीक्षक, मद्य निषेध , 
उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निदेशक, पशुपालन , बिहार, पटना के पद के प्रभार की 
व्यवस्था आंतरिक रुप से की जाएगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


2 . 


6 अक्तूबर 2020 
सं 0 1 / पी0-1005 / 2013 - सा 0 प्र0-9256 -- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या-1 / पी0 
1005 / 2013 - सा 0 प्र0-8782 दिनांक 24.09.2020 द्वारा राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत बैच वर्ष,1999 के 
आई0 आर 0 एस ०एस ० पदाधिकारी- श्री संजय दयाल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की सेवाएँ 


बिहार गजट, 25 नवम्बर 2020 


9 


दिनांक -24.10.2020 के प्रभाव से उनके पैतृक संवर्ग (रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली) को वापस की 
गयी है । 

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्राांक -1 / पी0-10 / 2009 ( खंड-2 ), सा 0 प्र0-11176 दिनांक -03.08. 
2015 में प्रासंगिक प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित बंधेजों एवं शर्तो की कंडिका -3.5 ( ii ) के तहत श्री संजय दयाल को 
दिनांक -27.10.2020 से 24.12.2020 तक कुल 59 दिनों की उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है । 

2.1 आलोच्य छुट्टी के साथ 24-25 अक्टूबर , 2020 ( साप्ताहिक अवकाश) तथा दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 
(विजयादशमी अवकाश) को पूर्व लग्न एवं दिनांक 25 दिसम्बर , 2020 (क्रिसमस अवकाश) और 26-27 दिसम्बर, 2020 
( साप्ताहिक अवकाश) को पश्च लग्न के रूप में उपभोग करने की अनुमति भी उन्हें दी जाती है । 
3. अवकाश समाप्ति के उपरान्त श्री संजय दयाल अपने पैतृक संवर्ग में योगदान करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


6 अक्तूबर 2020 
सं 0 1 / पी -1008 / 2014 ( खण्ड -1 ) -सा0 प्र0-9307 -- श्री बी . कार्तिकेय धनजी, भा 0 प्र 0 से 0 (2008 ) (जिनके द्वारा 
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में दिनाक 01.10.2020 के अपराह्न में योगदान प्रतिवेदित है ) को अगले आदेश तक 
निदेशक, पशुपालन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


22 अक्तूबर 2020 
सं 0 1 / पी -1008 / 2014 - सा 0 प्र0-10206 -- श्रीमती सफीना ए0 एन0, भा 0 प्र0 से0(1997 ), आयुक्त , पूर्णिया प्रमण्डल, 
पूर्णिया अगले आदेश तक आयुक्त , कोसी प्रमण्डल , सहरसा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव । 


29 अक्तूबर 2020 
सं 0 1 / पी0-1008 / 2014 - सा 0 प्र0-10386 -- भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के अनुरूप श्री राजेश 
मीणा, भा 0 प्र 0 से 0 (बी एच : 2012 ) , समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर ( अतिरिक्त प्रभार – बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर) को 
धारित उक्त पद के प्रभार से मुक्त किया जाता है । 

आलोच्य प्रभार मुक्ति के आलोक में श्री मीणा, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में अविलम्ब योगदान 
प्रतिवेदित करेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


29 अक्तूबर 2020 
सं 0 1 / पी0-1008 / 2014 - सा 0प्र0-10400 -- श्रीमती रचना पाटिल, भा 0 प्र 0 से 0 (2010 ), निबंधक, सहयोग समितियाँ, 
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार - अपर सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 
1973 (एक्ट -2, 1974 ) की धारा -20 के तहत उन्हें मुंगेर जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 
2. श्रीमती पाटिल अगले आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, मुंगेर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी। 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


9 नवम्बर 2020 
सं 0 1 / पी0-2001 / 2018 ( खण्ड- II ) - सा 0 प्र0-10663 -- श्री राहुल सिंह, भा 0 प्र 0 से 0 ( बी एच : 1996 ) , सचिव (व्यय ), 
वित्त विभाग, बिहार, पटना ( अतिरिक्त प्रभार – सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग / प्रबंध निदेशक , बिवरेज कॉरपोरेशन, पटना) को 
कैबिनेट नियुक्ति समिति का सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत 

सरकार, नई दिल्ली के 
पत्राांक -33 / 09 / 2020 - ईओ(एसएम- I) दिनांक 28.09.2020 द्वारा संयुक्त सचिव, प्रेसिडेंसी सेक्रेटेरिएट , जी 20 और ब्रिक्स, 
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पद पर नियुक्त किये जाने के फलस्वरुप , उन्हें धारित 
पद / अतिरिक्त प्रभार से संबंधित पदों के प्रभार का त्याग करने की तिथि से नव - पदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित 
किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
कन्हैया लाल साह, अवर सचिव । 


10 


बिहार गजट, 25 नवम्बर 2020 


शिक्षा विभाग 


अधिसूचनाएं 

12 नवम्बर 2020 
सं 0 2 / ए1-01 / 2020-1119 -- सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक -7 सी 0 / परीक्षा - 02-11 / 2016 
(05 ) लो 0 से 0 आ 0 / गो 0 दिनांक 08.05.2020 द्वारा प्रेषित् विज्ञापन संख्या -02 / 2016 के अंतर्गत व्याख्याता ( खुली) 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के विभिन्न विषयों के व्याख्याता के पदों पर 
नियुक्ति हेतु 455 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी । 

2. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों का सत्यापन / काउन्सिलिंग का कार्य दिनांक 10.06 . 
2020 से दिनांक 19.06.2020 तक सम्पन्न किया गया है । जिन अभ्यर्थियों के द्वारा काउन्सिलिंग / सत्यापन कार्य में भाग 
लिया गया है, उन्हें बिहार शिक्षा सेवा ( शोध एवं अध्यापन उप संवर्ग) के अंतर्गत व्याख्याता ( मूल कोटि ) के पद पर राज्य 
सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर -9 एवं अनुमान्य जीवन यापन भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ औपबंधिक रुप से 
परिवीक्षा पर अधिसूचना संख्या -668 दिनांक 30.06.2020 द्वारा इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया है कि 
" सी 0 डब्ल्यू 0 जे 0 सी 0 संख्या -15081 / 2018 रवि कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य राज्य दो सदृश्य वादों तथा 
सी 0 डब्ल्यू 0 जे 0 सी 0 संख्या -13937 / 2019 डॉ 0 कुमार संजीव बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पारित 
किये जाने वाले अंतिम न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगी । साथ ही यह नियुक्ति सी 0 डब्ल्यू 0 जे 0 सी0 
संख्या -5697 / 2020 में माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से आच्छादित 
होगी । " 

3. सी 0 डब्ल्यू0 जे 0 सी 0 संख्या -5697 / 2020 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में 
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक -7 सी / परीक्षा - 02-11 / 2016 ( 14 ) / लो 0 से 0 आ 0 / गो 0 दिनांक -21.08. 
2020 द्वारा विज्ञापन संख्या -02 / 2016 के अंतर्गत व्याख्याता ( खुली) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर राज्य के सरकारी 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों के विभिन्न विषयों के व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति हेतु 451 सफल अभ्यर्थियों की संशोधित अनुशंसा 
उपलब्ध करायी गयी । बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त संशोधित अनुशंसा के समीक्षोपरान्त पाया गया कि इसमें 103 नए 
अभ्यर्थियों की अनुशंसा है तथा पूर्व में नियुक्त कुछ अभ्यर्थियों के विषय में परिवर्तन हुआ है । जिन अभ्यर्थियों के विषय में 
परिवर्तन हुआ है उन्हें परिवर्तित विषय 

है उन्हें परिवर्तित विषय के अनुरुप विकल्प समर्पित करने का निदेश दिया गया । प्राप्त विकल्प के समीक्षोपरान्त 
वैसे नवनियुक्त अभ्यर्थी जिनके विषय में परिवर्तन हुआ है तथा परिवर्तित विषय की रिक्ति उनके वर्तमान में पदस्थापित 
संस्थान / महाविद्यालय में नहीं है , को उनके नाम के सामने अंकित प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय में निम्नवत् पदस्थापित 
किया जाता है 
अधिसूचना 

वर्तमान पदस्थापन 
रौल नं ० पिता का नाम 

श्रेणी विषय परिवर्तित 

विषय 


क्र ० 
सं 0 


संख्या 
698 दिनांक 
30.06.20 
के क्रमांक 
संख्या 


नाम 


गृह जिला 


जन्म तिथि 


नव पदस्थापन का 

स्थान 


का स्थान 


2 


3 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


अध्यापक शिक्षा 


1 


33 


200186 


गाजिया 
फातमा 


अरशद जमाल 


पटना 


1/3/1979 


सामान्य 


भौतिकी 


फाउन्डेशन 


जिला शिक्षक एवं 

संस्थान 
(डायट ), सोनपुर, 

सारण 


महाविद्यालय, 
समस्तीपुर 


श्री अशोक 


2 


10 


200535 


श्रीमती सोनम 

कुमारी 


बेगूसराय 


20/08/1987 


सामान्य 


सामाजिक 
विज्ञान 


फाउन्डेशन 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
महेन्द्र, पटना 


कुमार शर्मा 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

(डायट), 
टिकापट्टी, 

कटिहार 
प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 


श्री संतोष 


3 


16 


205335 


श्री शरद जैन 


झारखण्ड 


14/08/1980 


सामान्य 


जन्तु 
विज्ञान 


फाउन्डेशन 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
मसौढ़ी, पटना 


कुमार जैन 


हवेली खड़गपुर, 


मुंगेर 


श्री सुकेश 


35 


200258 


श्री दीनानाथ 
पाण्डेय 


सिवान 


25/09/1989 


सामान्य 


अंग्रेजी 


फाउन्डेशन 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
पताही, मुजफ्फरपुर 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
घोघरडीहा, मधुबनी 


कुमार पाण्डेय 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 


5 


28 


205562 


श्री दीपक 
कुमार 


श्री मिथिलेश 

शर्मा 


जहानाबाद 


9/3/1983 


सामान्य 


सामाजिक 
विज्ञान 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
मसौढ़ी, पटना 


फाउन्डेशन 


नगरपाड़ा, 


भागलपुर 


बिहार गजट , 25 नवम्बर 2020 


11 


13 


203958 


असमा कमाल 


मो ० 
कमालुज्जफर 


पटना 


26/01/1988 


सामान्य 
(पिछड़ा 
वर्ग ) 


सामाजिक 
विज्ञान 


फाउन्डेशन 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), दिग्घी, 

वैशाली 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
गरा, सारण 


श्री सुरेन्द्र 


7 


211 


203295 


श्रीमती हेमा 
कुमारी 


रोहतास 


8/1/1980 


रसायन 
शास्त्र 


फाउन्डेशन 


अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
बिहिया, भोजपुर 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
शेरघाटी, गया 


प्रसाद 


श्री शत्रुधन 


8 


125 


202494 


श्रीमती 
आकांक्षा 
कुमारी 


पटना 


27/12/1991 


पिछड़ा 


सामाजिक 
विज्ञान 


फाउन्डेशन 


अध्यापक शिक्षा 
महाविद्यालय, 
छपरा, सारण 


प्रखण्ड अध्यापक 

शिक्षा संस्थान 
(बाईट ), दरियापुर, 
पूर्वी चम्पारण 


महाराज 


वर्ग 


108 


201930 


श्रीमती 
शशिबाला 


श्री सीता नाथ 

गुप्ता 


पटना 


1/11/1977 


पिछड़ा 

वर्ग 
महिला 


योजना 
एवं शोध 


फाउन्डेशन 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), दिग्धी, 

वैशाली 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), डुमरा, 
सीतामढ़ी 


मो 0 मुस्तफा 


अत्यन्त 
पिछड़ा 


10 


154 


अरुब परवीन 


अध्यापक शिक्षा 


201158 


कैमूर, 
भभुआ 


समावेशी 
शिक्षा 


7/1/1988 


फाउन्डेशन 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 

सासाराम 


अली 


महाविद्यालय , गया 


वर्ग 


रोहतास , 


श्रीमती पूनम 


11 


228 


205362 


श्री नन्दू राम 


मुजफ्फरपु 

र 


7/8/1978 


अनु 0 जा 0 


सामाजिक 
विज्ञान 


फाउन्डेशन 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
सोरहत्था वैशाली 


प्रखण्ड अध्यापक 
शिक्षा संस्थान 

(बाईट ), 
वाल्मीकिनगर, प ० 

चम्पारण 


राय 


स्व ० डॉ ० 


12 


43 


श्रीमती ( डॉ ०) 
शालिनी प्रसाद 


204882 


कैलाश प्रसाद 


मुंगेर 


14/01/1975 


सामान्य 
(पिछड़ा 
वर्ग) 


रसायन 
शास्त्र 


समावेशी 
शिक्षा 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
मसौढ़ी, पटना 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), पिरौटा, 

भोजपुर 


13 


121 


204286 


श्रीमती 
आंकाक्षा 
शुक्ला 


श्री प्रकाश चन्द्र 

शुक्ला 


उत्तर 
प्रदेश 


6/8/1991 


सामान्य 


सामाजिक 
विज्ञान 


समावेशी 
शिक्षा 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
मसौढ़ी, पटना 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

(डायट ), 
फजलगंज, 
सासाराम 


श्री शिवेन्द्र 


14 


113 


श्रीमती नीतू 


201104 


पटना 


24/01/1984 


सामान्य 


सामाजिक 
विज्ञान 


समावेशी 
शिक्षा 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
बिहिया, भोजपुर 


अध्यापक शिक्षा 
महाविद्यालय, गया 


कुमार शर्मा 


श्री पवन 


15 


89 


201689 


श्री विजय 
कुमार 


वैशाली 


15/03/1982 


पिछड़ा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


समावेशी 
शिक्षा 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
पताही, मुजफ्फरपुर 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), शिवहर 


कुमार 


16 


64 


201330 


श्री नीतिन 
कुमार 


श्री रामधानी 
चौधरी 


नालन्दा 


1/3/1982 


वनस्पति 
विज्ञान 


समावेशी 
शिक्षा 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
मोकामा, पटना 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), शेखपुरा 


अनु 0 जा 0 


17 


191 


204438 


श्रीमती 
मयूराक्षी 
मृणाल 


श्री रामेश्वर 
प्रसाद 


पटना 


22/12/1980 


अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


शैक्षिक 
प्रौद्योगिकी 


समावेशी 
शिक्षा 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
लखीसराय 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), पूसा, 
समस्तीपुर 


18 


149 


200707 


श्री अरविन्द 
कुमार 


श्री अंगद राम 


कैमूर, 
भभुआ 


2/1/1983 


अनु 0 जा 0 


सामाजिक 
विज्ञान 


समावेशी 
शिक्षा 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, बाढ़, 

पटना 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), खगडिया 


12 


बिहार गजट, 25 नवम्बर 2020 


19 


223 


205451 


श्री हिमांशु 
शर्मा 


श्री प्रभु दयाल 

शर्मा 


उत्तर 
प्रदेश 


10/7/1989 


सामान्य 


रसायन 
शास्त्र 


शैक्षिक 
प्रौद्योगिकी 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
सिवान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), थावे, 
गोपालगंज 


20 


106 


200709 


श्रीमती मनीषा 
प्रियम्बदा 


श्री अशोक 
कुमार 


रोहतास 


28/02/1982 


पिछड़ा 

वर्ग 
महिला 


सामाजिक 
विज्ञान 


शैक्षिक 
प्रौद्योगिकी 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
महेन्द्रू, पटना 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), दिग्धी. 

वैशाली 


श्री राज 


योजना 


21 


159 


205434 


श्री कनिष्क 
कृष्ण 


सारण 


1/10/1983 


सामान्य 
(पिछड़ा 
वर्ग) 


गणित 


किशोर सिंह 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
पिरौटा, भोजपुर 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), सिवान 


एवं शोध 


श्री विन्ध्याचल 


योजना 


22 


157 


205043 


श्रीमती मोहिनी 

गिरि 


पटना 


1/3/1986 


पिछड़ा 

वर्ग 
( महिला) 


सामाजिक 
विज्ञान 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
बिहिया, भोजपुर 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), दिग्घी, 

वैशाली 


प्रसाद गिरि 


एवं शोध 


23 


283 


203067 


श्रीमती अंजू 
कुमारी साहू 


श्री राम सेवक 

साहू 


भागलपुर 


22/08/1976 


अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


रसायन 
शास्त्र 


योजना 
एवं शोध 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
पताही, मुजफ्फरपुर 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), बांका 


24 


324 


200569 


श्री विजय 
कुमार भाष्कर 


स्व ० रामेश्वर 

राम 


नालन्दा 


10/2/1979 


अत्यन्त 
पिछड़ा 

वर्ग 
(Disab 
led 
VI ) 


सामाजिक 
विज्ञान 


योजना 
एवं शोध 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
बी ० एन ० आर ० ट्रेनिंग 

कॉलेज, 
गुलजारबाग, पटना 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), सोनपुर, 

सारण 


श्री जय 


25 


46 


204406 


श्री बिजेन्द्र 
शर्मा 


पटना 


19/2/1980 


सामान्य 


सामाजिक 
विज्ञान 


हिन्दी 


अध्यापक शिक्षा 
महाविद्यालय, 
समस्तीपुर 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), सोनपुर, 

सारण 


प्रकाश 


श्री उपेन्द्र 


26 


17 


श्रीमती कुमारी 

नेहा 


203385 


मुजफ्फरपुर 


15/06/1986 


सामान्य 


फाउन्डेशन 


अंग्रेजी 


अध्यापक शिक्षा 
महाविद्यालय, 
समस्तीपुर 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), दिग्घी, 

वैशाली 


प्रसाद सिंह 


अत्यन्त 
पिछड़ा 


वर्ग 


योजना 


27 


314 


204158 


नुजहत जहाँ 


शमीम अहमद 


औरंगाबाद 


16/09/1975 


उर्दू 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
विक्रम 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 

पोखरैरा, 
मुजफ्फरपुर 


(Disab 
led 
VI ) 

) 


एवं शोध 


श्री राम 


योजना 


28 


110 


205740 


मधु कुमारी 


पटना 


15/12/1982 


सामान्य 
(पिछड़ा 
वर्ग) 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
सोनपुर, सारण 


संस्कृत 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
बिहिया, भोजपुर 


नारायण मेहता 


एवं शोध 


29 


74 


200095 


श्री ऋषिकेश 

कुमार 


श्री उमेश 
प्रसाद सिंह 


पटना 


27/01/1987 


सामान्य 
(पिछड़ा 
वर्ग) 


समावेशी 
शिक्षा 


गणित 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

(डायट ), 
पूरबसराय , मुंगेर 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), पिरौटा, 

भोजपुर 


30 


72 


201114 


श्री संजीव 
कुमार 


श्री राम सकल 

सिंह 


वैशाली 


10/6/1972 


सामान्य 
(पिछड़ा 
वर्ग ) 


योजना 
एवं शोध 


भौतिकी 


अध्यापक शिक्षा 
महाविद्यालय, 
सहरसा 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट), सोनपुर, 

सारण 


बिहार गजट , 25 नवम्बर 2020 


13 


31 


49 


205374 


जिला शिक्षक एवं जिला शिक्षक एवं 
समावेशी जन्तु 

प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण संस्थान 
जमाल अहमद खुर्शीद आलम दरभंगा 1/10/1987 सामान्य 

शिक्षा विज्ञान ( डायट ). (डायट ), डुमरा, 
पूसा, समस्तीपुर 

सीतामढ़ी 
4. जिन अभ्यर्थियों के द्वारा काउन्सिलिंग / सत्यापन के समय वांछित पूर्ण कागजात अब तक समर्पित नही किया 
गया है , उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे विभाग में वांछित कागजात ( जो सत्यापन के समय उपलब्ध नही कराया गया) 
विभाग में सत्यापन कराने के उपरान्त ही पदस्थापित पद पर योगदान देगें । 

5. अधिसूचना संख्या -668 दिनांक 30.06.2020 की शेष शर्ते यथावत् रहेगी । 

6. सभी अभ्यर्थियों की मेधा का निर्धारण बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त संशोधित अनुशंसा के अनुसार 
किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

सुशील कुमार, 
निदेशक (प्रशासन ) सह - अपर सचिव । 


12 नवम्बर 2020 
सं 0 2 / ए1-01 / 2020-1121 -- सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग , पटना के पत्रांक -7 सी 0 / परीक्षा- 02-11 / 2016 
(05 ) लो 0 से 0 आ 0 / गो ० दिनांक 08.05.2020 द्वारा प्रेषित् विज्ञापन संख्या -02 / 2016 के अंतर्गत व्याख्याता ( खुली) 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के विभिन्न विषयों के व्याख्याता के पदों पर 
नियुक्ति हेतु 455 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी । 

2. बिहार लोक सेवा आयोग , पटना द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों का सत्यापन / काउन्सिलिंग का कार्य दिनांक 10.06 . 
2020 से दिनांक 19.06.2020 तक सम्पन्न किया गया है । जिन अभ्यर्थियों के द्वारा काउन्सिलिंग / सत्यापन कार्य में भाग 
लिया गया है , उन्हें बिहार शिक्षा सेवा ( शोध एवं अध्यापन उप संवर्ग) के अंतर्गत व्याख्याता ( मूल कोटि) के पद पर राज्य 
सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर –9 एवं अनुमान्य जीवन यापन भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ औपबंधिक रुप से 
परिवीक्षा पर अधिसूचना संख्या -668 दिनांक 30.06.2020 द्वारा इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया है कि " सी 0 डब्ल्यू 0 जे 0 सी 0 
संख्या -15081 / 2018 रवि कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य राज्य दो सदृश्य वादों तथा सी 0 डब्ल्यू0 जे 0 सी 0 
संख्या -13937 / 2019 डॉ ० कुमार संजीव बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पारित किये जाने वाले 
अंतिम न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगी । साथ ही यह नियुक्ति सी 0 डब्ल्यू 0 जे 0 सी 0 संख्या -5697 / 2020 में माननीय 
उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से आच्छादित होगी । " 

3. सी 0 डब्ल्यू 0 जे 0 सी 0 संख्या -5697 / 2020 में माननीय उच्च न्यायालय , पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में 
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक -7 सी / परीक्षा - 02-11 / 2016 ( 14 ) / लो 0 से 0 आ 0 / गो 0 दिनांक -21.08. 
2020 द्वारा विज्ञापन संख्या -02 / 2016 के अंतर्गत व्याख्याता ( खुली) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर राज्य के सरकारी 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों के विभिन्न विषयों के व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति हेतु 451 सफल अभ्यर्थियों की संशोधित अनुशंसा 
उपलब्ध करायी गयी । बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त संशोधित अनुशंसा के समीक्षोपरान्त पाया गया कि इसमें 103 नए 
अभ्यर्थियों की अनुशंसा है तथा पूर्व में नियुक्त कुछ अभ्यर्थियों के विषय में परिवर्तन हुआ है । जिन अभ्यर्थियों के विषय में 
परिवर्तन हुआ है तथा वर्तमान पदस्थापित प्रशिक्षण संस्थान में परिवर्तित विषय का पद रिक्त है , उन्हें परिवर्तित विषय में 
निम्नवत् नियुक्त कर पदस्थापित किया जाता है : 
अधिसूचना 


संख्या 


पूर्व में 


क्र ० 
सं ० 


698 दिनांक 


रौल नं 0 


नाम 


पिता का 
नाम 


गृह जिला 


जन्म तिथि 


श्रेणी 


पदस्थापन का 

स्थान 


आवंटित 
विषय 


30.06.20 
के क्रमांक 
संख्या 


नव पदस्थापन का 

स्थान 


परिवर्तित 
विषय 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


9 


10 


11 


12 


श्री मदन 


1 


24 


202457 


श्रीमती श्रुति 


समस्तीपुर 


12/2/1983 


सामान्य 


अंग्रेजी 


जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 

संस्थान 
( डायट ), दिग्धी. 

वैशाली 


फाउन्डेशन 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), दिग्घी, 

वैशाली 


मुरारी चौधरी 


श्री बालकृष्ण 


2 


92 


श्री हेमन्त 
कुमार 


202248 


सहरसा 


30/05/1980 


पिछड़ा 
वर्ग 


समावेशी 
शिक्षा 


जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 

संस्थान 
(डायट ), मधेपुरा 


फाउन्डेशन 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), मधेपुरा 


यादव 


श्रीमती ममता 


3 


122 


205345 


श्री अवध 
किशोर मंडल 


भागलपुर 


26/07/1971 


वनस्पति 
विज्ञान 


कुमारी 


पिछड़ा 

वर्ग 
महिला 


फाउन्डेशन 


जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 

संस्थान 
(डायट ), बांका 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट), बांका 


14 


बिहार गजट, 25 नवम्बर 2020 


54 


201939 


कौसर 
नियाजी 


अब्दुल हक 


पूर्वी 
चम्पारण 


26/01/1979 


सामान्य 
FFD 


समाजिक 
विज्ञान 


फाउन्डेशन 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 

चंदवारा, 
मुजफ्फरपुर 
जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), विक्रम 


श्री गुड्डू 


10 


193 


200430 


श्री 
रामएकवाल 

सिंह 


बक्सर 


20/11/1987 


पिछड़ा वर्ग 
(Disabled 

-VI) 


गणित 


फाउन्डेशन 


कुमार सिंह 


श्री नाथ 


6 


258 


201212 


नील कमल 

शरण 


पटना 


15/05/1983 


अनु 0 जाति 


गणित 


फाउण्डेशन 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
शाहपुर, बेगूसराय 


शरण 


249 


204896 


श्री हरेन्द्र 
राम 


स्व ० हरवंश 

राम 


मुजफ्फरपुर 


10/5/1972 


अनु 0 जा 0 


योजना एवं 

शोध 


प्राथमिक 
शिक्षक शिक्षा 
महाविद्यालय, 

चंदवारा, 
मुजफ्फरपुर 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 

संस्थान 
( डायट ), विक्रम 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 
( डायट ), 
शाहपुर, 
बेगूसराय 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 

संस्थान 
(डायट ), नरार, 

मधुबनी 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 

( डायट ), 
सोनपुर, सारण 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 

संस्थान 
( डायट ), डुमरा, 

सीतामढी 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 

संस्थान 
( डायट ), दिग्घी, 

वैशाली 


फाउन्डेशन 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), नरार, 

मधुबनी 


8 


290 


205032 


श्रीमती 
मंजीता 
सहाय 


स्व ० जय देव 

सहाय 


पटना 


25/02/1970 


सामान्य 
(Disabled 

-DD ) 


समाजिक 
विज्ञान 


फाउन्डेशन 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट), सोनपुर, 

सारण 


श्रीमती 


9 


15 


202549 


कुमारी 


श्री 
सच्चिदानन्द 
ठाकुर 


मुजफ्फरपुर 


28/12/1980 


सामान्य 


समाजिक 
विज्ञान 


समावेशी 
शिक्षा 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), डुमरा, 
सीतामढी 


अर्चना 


श्री कृष्णा 


10 


150 


201192 


श्रीमती रीना 
कुमारी 


पटना 


2.5 / 01 / 1981 


पिछड़ा 

वर्ग 
महिला 


शैक्षिक 
प्रौद्योगिकी 


समावेशी 
शिक्षा 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट), दिग्धी, 

वैशाली 


प्रसाद सिंह 


सारण, 


11 


204 


201115 


श्रीमती 
विजया 


स्व ० सुदामा 
प्रसाद 


9/12/1983 


गणित 


जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 

संस्थान 
(डायट ), सिवान 


अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


समावेशी 
शिक्षा 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), सिवान 


छपरा 


श्री राम 


12 


181 


201760 


श्री राजेश 
कुमार 


नालन्दा 


20/01/1986 


अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


समावेशी 
शिक्षा 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

(डायट ), 
लखीसराय 


बालक महतो 


13 


160 


201656 


निकहत 
प्रवीण 


आफताब 
अहमद 


पटना 


25/07/1988 


अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


समाजिक 
विज्ञान 


समावेशी 
शिक्षा 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
पिरौटा, भोजपुर 


14 


254 


200600 


श्री विजय 
कुमार 


स्व ० जलेश्वर 

प्रसाद 


कटिहार 


23/09/1978 


अनु 0 जाति 


शैक्षिक 
प्रौद्योगिकी 


जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 
(डायट ), 
लखीसराय 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 

( डायट ), 
पिरौटा, भोजपुर 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 
(डायट ), 
किशनगंज 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 
(डायट ), 
टिकापट्टी, 

कटिहार 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 
(डायट), 
भागलपुर 


समावेशी 
शिक्षा 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ). 
किशनगंज 


15 


130 


202973 


श्री संदीप 
कुमार 


श्री विनोद 
शर्मा 


भागलपुर 


15/02/1984 


सामान्य 
( अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग) 


वनस्पति 
विज्ञान 


शैक्षिक 
प्रौद्योगिकी 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
टिकापट्टी, 
कटिहार 


स्व ० मो ० 


16 


251 


201949 


ताज शमीमा 
सुलेमान 


1/3/1978 


मधेपुरा 


अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


वनस्पति 
विज्ञान 


शैक्षिक 
प्रौद्योगिकी 


सुलेमान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), भागलपुर 


बिहार गजट , 25 नवम्बर 2020 


15 


17 


230 


200382 


मो ० ओसामा 


मो ० 
जमालुद्दीन 


प ० 
चम्पारण 
बेतिया 


26/12/1978 


सामान्य 
Disabled 

-VI 


भौतिकी 


शैक्षिक 
प्रौद्योगिकी 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), डुमरा, 

सीतामढी 


श्री पवन 


श्री योगेन्द्र 


18 


256 


200725 


पटना 


17/10/1989 


योजना एवं 

शोध 


अनु 0 जा 0 


शैक्षिक 
प्रौद्योगिकी 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

(डायट ), 
लखीसराय 


कुमार 


प्रसाद चौधरी 


श्री अजय 


योजना 


19 


2 


205201 


श्री ब्रजभूषण 
शुक्ला 


उत्तर प्रदेश 


15/07/1990 


सामान्य 


गणित 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), गया 


कुमार शुक्ला 


एवं शोध 


श्री पारस 


20 


76 


203372 


श्री शिव 
कुमार 


उत्तर प्रदेश 


4/7/1985 


सामान्य 


शैक्षिक 
प्रौद्योगिकी 


योजना 
एवं शोध 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

(डायट ), 
थावे, गोपालगंज 


नाथ 


21 


77 


205368 


श्री विशाल 

कुमार 
जायसवाल 


श्री शिव 

कुमार 
जायसवाल 


उत्तर प्रदेश 


3/3/1987 


सामान्य 


समावेशी 
शिक्षा 


योजना 
एवं शोध 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
पिरौटा, भोजपुर 


प ० 


डॉ ० सुबोध 


22 


48 


204505 


श्री सुरेश 
प्रसाद 


14/01/1982 


चम्पारण 
बेतिया 


सामाजिक 
विज्ञान 


पिछड़ा 
वर्ग 


योजना 
एवं शोध 


कुमार 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
किलाघाट, दरभंगा 


श्री सुशांत 


योजना 


जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 

संस्थान 
( डायट ), डुमरा, 

सीतामढी 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 
( डायट ), 
लखीसराय 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 

संस्थान 
(डायट ), गया 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 
( डायट ), 

थावे. 
गोपालगंज 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 

( डायट ), 
पिरौटा, भोजपुर 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 
( डायट ), 
किलाघाट, 

दरभंगा 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 

संस्थान 
( डायट ), 
शेखपुरा 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 

(डायट ), 
श्रीनगर, पूर्णिया 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 
( डायट ), 
खगड़िया 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 
( डायट ), 
शाहपुर , 
बेगूसराय 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 

संस्थान 
( डायट ), विक्रम 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 
(डायट ), 
किशनगंज 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 
( डायट ), 
सोनपुर, सारण 


23 


120 


श्री सीताराम 

सिंह 


203477 


सौरभ 


नालन्दा 


1/3/1979 


जन्तु 
विज्ञान 


पिछड़ा 
वर्ग 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), शेखपुरा 


एवं शोध 


मो ० 


24 


162 


205774 


गुलशन आरा 


अररिया 


5/4/1988 


गणित 


पिछड़ा 
वर्ग 


इसराईल 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

(डायट ), 
श्रीनगर, पूर्णिया 


योजना 
एवं शोध 


श्री सुभाष 


25 


308 


201884 


श्री परमेश्वर 

दास 


जमुई 


30/01/1976 


अनु0 जाति 


गणित 


योजना 
एवं शोध 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), खगड़िया 


कुमार 


26 


267 


202554 


श्री अर्जुन 
पासवान 


श्री लोदाय 
पासवान 


सहरसा 


5/10/1978 


अनु 0 जा 0 


सामाजिक 
विज्ञान 


योजना 
एवं शोध 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
शाहपुर, बेगूसराय 


27 


299 


204867 


श्रीमती 
कुमारी 
सावित्री 
चौधरी 


श्री सीताराम 
चौधरी 


अरवल 


5/12/1977 


अनु 0 जाति 


वनस्पति 
विज्ञान 


योजना 
एवं शोध 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), विक्रम 


मो 0 जहूरुल 


28 


152 


203852 


गुफराना 
बेगम 


अररिया 


3/7/1989 


फाउन्डेशन 


सामान्य 
( अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग ) 


उर्दू 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

(डायट ), 
किशनगंज 


हक 


29 


135 


203576 


विजय श्री 


श्री मनोहर 
लाल 


पटना 


25/10/1983 


सामान्य 


हिन्दी 


जन्तु 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
सोनपुर, सारण 


16 


बिहार गजट, 25 नवम्बर 2020 


श्री राज 


30 


8 


205627 


श्री रविन्द्र 
प्रसाद यादव 


उत्तर प्रदेश 


10/10/1983 


सामान्य 


योजना एवं 

शोध 


सामाजिक 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट), मोहनिया, 

कैमूर 


कमल यादव 


जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 

( डायट ), 
मोहनिया, कैमूर 
जिला शिक्षक 
एवं प्रशिक्षण 
संस्थान 

( डायट ), 
पूसा, समस्तीपुर 


31 


217 


205102 


श्रीमती रुबी 
कुमारी 


श्री जगदीश 
पासवान 


पटना 


15/08/1987 


अनु 0 जा 0 


योजना एवं 

शोध 


समाजिक 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

(डायट ), 
पूसा, समस्तीपुर 


श्री गोविन्द 


श्री मीरा 


32 


68 


204977 


गोपालगंज 


15/07/1989 


फाउन्डेशन 


प्राथमिक 
शिक्षक शिक्षा 
महाविद्यालय, 

चंदवारा, 
मुजफ्फरपुर 


समाजिक 
विज्ञान 


पिछड़ा 
वर्ग 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 

चंदवारा, 
मुजफ्फरपुर 


कुमार वर्मा 


लाल वर्मा 


4. जिन अभ्यर्थियों के द्वारा काउन्सिलिंग / सत्यापन के समय वांछित पूर्ण कागजात अब तक समर्पित नही किया 
गया है , उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे विभाग में वांछित कागजात ( जो सत्यापन के समय उपलब्ध नहीं कराया गया) 
विभाग में सत्यापन कराने के उपरान्त ही पदस्थापित पद पर योगदान देगें । 

5. अधिसूचना संख्या -668 दिनांक 30.06.2020 की शेष शर्ते यथावत् रहेगी । 

6. सभी अभ्यर्थियों की मेधा का निर्धारण बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त संशोधित अनुशंसा के अनुसार 
किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सुशील कुमार, निदेशक ( प्रशासन) सह - अपर सचिव । 


12 नवम्बर 2020 
सं 0 2 / ए1-01 / 2020-1120 -- सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक -7 सी 0 / परीक्षा - 02-11 / 2016 
(05 ) लो 0 से 0 आ o / गो ० दिनांक 08.05.2020 द्वारा प्रेषित् विज्ञापन संख्या -02 / 2016 के अंतर्गत व्याख्याता ( खुली) 
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों के विभिन्न विषयों के व्याख्याता के पदों पर 
नियुक्ति हेतु 455 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी । 

2. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों का सत्यापन / काउन्सिलिंग का कार्य दिनांक 10.06 . 
2020 से दिनांक 19.06.2020 तक सम्पन्न किया गया है । जिन अभ्यर्थियों के द्वारा काउन्सिलिंग / सत्यापन कार्य में भाग लिया 
गया है , उन्हें बिहार शिक्षा सेवा ( शोध एवं अध्यापन उप संवर्ग) के अंतर्गत व्याख्याता ( मूल कोटि ) के पद पर राज्य सरकार 
द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर -9 एवं अनुमान्य जीवन यापन भत्ता एवं अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ औपबंधिक रुप से परिवीक्षा पर 
अधिसूचना संख्या -698 दिनांक 30.06.2020 द्वारा इस शर्त के साथ नियुक्त किया गया है कि “ सी 0 डब्ल्यू0 जे 0 सी 0 
संख्या -15081 / 2018 रवि कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य राज्य दो सदृश्य वादों तथा सी 0 डब्ल्यू 0 जे 0 सी 0 
संख्या -13937 / 2019 डॉ कुमार संजीव बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में पारित किये जाने वाले 
अंतिम न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगी । साथ ही यह नियुक्ति सी 0 डब्ल्यू 0 जे 0 सी 0 संख्या 5697/2020 में माननीय 
उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश के फलाफल से आच्छादित होगी । " 

3. सी 0 डब्ल्यू0 जे0 सी 0 संख्या -5697 / 2020 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में 
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक -7 सी / परीक्षा - 02-11 / 2016 ( 14 ) / लो 0 से 0 आ 0 / गो ० दिनांक -21.08. 
2020 द्वारा विज्ञापन संख्या -02 / 2016 के अंतर्गत व्याख्याता ( खुली) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर राज्य के सरकारी 
प्रशिक्षण महाविद्यालयों के विभिन्न विषयों के व्याख्याता के पदों पर नियुक्ति हेतु 451 सफल अभ्यर्थियों की संशोधित अनुशंसा 
उपलब्ध करायी गयी । बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त संशोधित अनुशंसा के समीक्षोपरान्त पाया गया कि इसमें 103 नए 
अभ्यर्थियों की अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी है । 

4. 103 नए तथा पूर्व में काउन्सिलिंग / सत्यापन कार्य से अनुपस्थित 12 कुल 115 अभ्यर्थियों के काउन्सिलिंग / 
सत्यापन का कार्य दिनांक 22.09.2020 एवं दिनांक 23.09.2020 को सम्पन्न कराया गया । कुल 98 अभ्यर्थियों द्वारा 
काउन्सिलिंग / सत्यापन कार्य में भाग लिया गया । 

5. काउन्सिलिंग / सत्यापन कार्य में भाग लिए उक्त 98 अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षा सेवा ( शोध एवं अध्यापन उप 
संवर्ग) के अंतर्गत व्याख्याता ( मूल कोटि ) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर–9 एवं अनुमान्य जीवन यापन 
भत्ता एवं अनुमान्य अन्य भत्तों के साथ औपबंधिक रुप से परिवीक्षा पर नियुक्त कर उनके नाम के सामने स्तम्भ -10 में अंकित 
प्रशिक्षण संस्थान / महाविद्यालय में निम्नवत् पदस्थापित किया जाता है : 


बिहार गजट , 25 नवम्बर 2020 


17 


क्र ० 
सं ० 


रौल 
नं ० 


पिता का नाम 


जन्म तिथि 


गृह जिला 


स्थायी पता 


श्रेणी 


विषय 


पदस्थापन का 

स्थान 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


8 


8 


9 


10 


1 


205397 


श्री राम नरेश 


स्व ० सिया राम 


3/5/1981 


उत्तर प्रदेश 


सामान्य 


फाउन्डेशन 


अध्यापक शिक्षा 
महाविद्यालय, 
भागलपुर 


श्री मनीष कुमार 


भोजपुर, 


2 


श्री परमात्मा 
पाण्डेय 


200418 


11/2/1986 


सामान्य 


समावेशी 
शिक्षा 


पाण्डेय 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), रामबाग, 
मुजफ्फरपुर 


आरा 


श्री रत्नेश कुमार 


3 


201531 


श्री शिवनाथ 
प्रसाद 


12/2/1973 


सिवान 


पिछडा 
वर्ग 


समावेशी 
शिक्षा 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), नरार, 

मधुबनी 


रत्न 


श्री ललन 


4 


203471 


श्री जानकी 
नाथ सहनी 


1/3/1978 


खगडिया 


अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


समावेशी 
शिक्षा 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
पूरबसराय, मुंगेर 


प्रकाश सहनी 


योजना एवं 


5 


203317 


रश्मि कुमारी 


श्री राजेन्द्र 
प्रसाद 


26/09/1982 


मुंगेर 


अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


7 

स्थायी 
पता - ग्राम - दरियापुर, 

पो ० - सैवसू, 
तहसील - बिल्हौर, 
थाना - बिल्हौर, 
जिला - कानपुर, 
उतरप्रदेश -209210 

स्थायी 
पता - ग्राम + पो ० - मलउर, 
थाना - चरपोखरी, जिला, 
भोजपुर, बिहार -802223 

स्थायी 
पता - ग्राम - समरदह, 
पो ० - सहरकोला, 
थाना - बसन्तपुर, 
जिला - सिवान, 
बिहार -841406 

स्थायी 
पता - ग्राम - रामपुर, 
पो ० - गोगरी, जमालपुर, 

थाना - गोगरी, 
जिला - खगडिया, 

बिहार -851203 
स्थायी पता - मो ० - छोटी 
संदलपुर, था - कासिम 

बाजार, 
पो +जिला - मुंगेर, 
बिहार -811201 

स्थायी 
पता -मुहल्ला - छोटी 
युसुफपुर, जगदम्बा 
स्थान चकनौटा रोड, 
थाना - औद्योगिक क्षेत्र 
हाजीपुर, वैशाली, 
बिहार -844101 

स्थायी 
पता - मोल + पो ० - मुन्जी, 
थाना - काराकाट , 
जिला - रोहतास, 

बिहार -802212 
स्थायी पता - ग्राम - पारा 
ब्रहमनान , पो 0 - कुचेरा, 
थाना - इनायतनगर, 
तहसील -मिल्कीपुर, 

जिला - अयोध्या , 
उतरप्रदेश -224158 

स्थायी 
पता - ग्राम -सिकन्दरपुर, 

पो ० - रजौरा, 
जिला - बेगूसराय, 
बिहार -851131 

स्थायी 
पता - ग्राम - भूपटपटटी, 

पो ० - सिवापार, 
जिला - जौनपुर, 
उतरप्रदेश, -222002 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

(डायट ), 
लखीसराय 


शोध 


श्री रणजीत 


6 


202308 


स्व ० परमेश्वर 

चौधरी 


10/6/1972 


वैशाली 


अनुसूचित | योजना एवं 
जाति शोध 


अध्यापक शिक्षा 
महाविद्यालय, 
सहरसा 


कुमार चौधरी 


7 


202004 


वीणा कुमारी 


श्री नथुनी राम 


6/12/1978 


रोहतास, 
सासाराम 


अनुसूचित | योजना एवं 
जाति शोध 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), गया 


8 


204959 


श्री संजय कुमार 


श्री कमलापति 


1/9/1986 


उत्तर प्रदेश 


सामान्य 


हिन्दी 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), छतौनी, 
पूर्वी चम्पारण 


श्री अरुण 


9 


204922 


पम्मी कुमारी 


2/1/1987 


बेगूसराय 


सामान्य 


हिन्दी 


कुमार सिंह 


प्रखण्ड अध्यापक 
शिक्षा संस्थान 

(बाईट ), 
माधोपट्टी, 

दरभंगा 
प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
फुलवरिया, 
भागलपुर 


श्री मंगला 


10 


200137 


ज्योति सिंह 


18/07/1987 


उत्तर प्रदेश 


सामान्य 


हिन्दी 


प्रसाद सिंह 


18 


बिहार गजट, 25 नवम्बर 2020 


11 


200163 


श्री बैजु बावरा 


श्री योगेन्द्र 
मांझी 


20/01/1983 


दरभंगा 


अनुसूचित 
जाति 


हिन्दी 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
घोघरडीहा, 
मधुबनी 


12 


203896 


नूतन कुमारी 


श्री प्रमोद 
कुमार साह 


20/10/1989 


वैशाली 


अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


हिन्दी 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
किलाघाट, दरभंगा 


श्री श्याम बाबू 


13 


श्री प्रेम कुमार 


203087 


15/10/1979 


पटना 


पिछड़ा 
वर्ग 


हिन्दी 


स्थायी 
पता - ग्राम - बराही, 
पो ० - इटवा शिवनगर, 

प्रखण्ड - विरौल. 
जिला - दरभंगा -877202 

स्थायी 
पता - ग्राम + पो ० - पीरापुर 
मथुरा, भाया भगवानपुर, 

थाना - गोरौल, 
जिला - वैशाली, 

बिहार -844114 
स्थायी पता - मो ० - पोस्ट 

आफिस रोड, 
पो + थाना - चौहटटा, 
जिला - पटना - बिहार 

800011 

स्थायी 
पता - ग्राम -किशनपुर, 
पो ० - शोभानपुर, 

कटोरिया, 
थाना - अमरपुर, 
जिला - बांका, 813101 

स्थायी 
पता - मोहल्ला - समीर 
नगर, वार्ड न0-25 , 
पो ० - कोशी कॉलेज, 

खगड़िया, 
जिला - खगड़िया, 
बिहार -851205 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
बंगरा, सारण 


प्रसाद 


14 


200625 


श्री धनन्जय 
कापरी 


श्री जतेश्वर 
कापरी 


24/12/1972 


बांका 


पिछड़ा 
वर्ग 


हिन्दी 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
फारबिसगंज, 
अररिया 


श्री चन्द्रदेव 


15 


201730 


आशा सिन्हा 


25/01/1980 


खगडिया 


महिला 
पिछडा 
वर्ग 


हिन्दी 


प्रखण्ड अध्यापक 
शिक्षा संस्थान 
(बाईट ), मूसापुर, 

कटिहार 


प्रसाद सिंह 


16 


202245 


श्री ओम प्रकाश 

तिवारी 


श्री रामनरेश 
तिवारी 


3/6/1980 


बक्सर 


सामान्य 


अंग्रेजी 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 

पताही, 
मुजफ्फरपुर 
प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 

पोखरैरा, 
मुजफ्फरपुर 


श्री विनोद 


17 


202968 


कुछ शिल्पी सिंह 


2/8/1989 


उत्तर प्रदेश 


सामान्य 


अंग्रेजी 


कुमार सिंह 


मो ० महफूज 


18 


205114 


मो ० इलियास 


1/3/1978 


नालन्दा 


सामान्य 
Disabled 
DD 


अंग्रेजी 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
मोकामा पटना 


आलम 


स्थायी पता तिवारी 
सदन कॉलेज गेट, 
चरित्रवन, बक्सर, 
बिहार -802101 

स्थायी 
पता - मोहल्ला - गोदना, 
पो ० - किशुनदासपुर, 
बभनियावान, जौनपुर, 

मीरगंज, 
उतरप्रदेश -222165 

स्थायी 
पता - मो ० - महलपुर, 
पो ० - बिहारशरीफ. 

थाना - बिहार, 
जिला - नालन्दा -803101 

स्थायी 
पता - ग्राम + पो 0 - केरकी, 

भाया - गुरारु, चीनी 
मिल्स, थाना - कोंच, 

जिला - गया, 
बिहार -824118 

स्थायी 
पता - ग्राम - भुईधारा , 

पो०- (रलक, 
जिला - समस्तीपुर, 
बिहार -848101 

स्थायी 
पता - ग्राम - मस्कान 
दरगाह , पो ० - नाईपुर, 

थाना - बछवाड़ा, 
जिला - बेगूसराय, 
बिहार -851128 


स्व ० राम 


19 


201434 


श्री अवधेश 
कुमार 


15/01/1979 


गया 


अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


अंग्रेजी 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
सीवान 


लखन सिंह 


20 


204821 


श्री प्रभाकर 
कुमार 


श्री अनिरुद्ध 
प्रसाद 


12/12/1976 


समस्तीपुर 


अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


अंग्रेजी 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
सुखासन मनहरा, 

मधेपुरा 
जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

(डायट ), 
कुमारबाग, प ० 

चम्पारण 


डॉ ० मकसूद 


21 


205710 


महफूज अख्तर 


2/8/1973 


बेगूसराय 


अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


अंग्रेजी 


अहमद 


बिहार गजट, 25 नवम्बर 2020 


19 


22 


203350 


अकील अख्तर 


साजिद आलम 


29/12/1977 


किशनगंज 


सामान्य 


उर्दू 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), डुमरा, 
सीतामढ़ी 


23 


200947 


सोनी तरन्नुम 


सैयद हसन 


4/1/1988 


किशनगंज 


सामान्य 


उर्दू 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), सीवान 


मो ० इकबाल 


24 


201110 


मो ० वाषिक 


15/02/1984 


अररिया 


अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
लखीसराय 


हुसैन 


उर्दू 


25 


200534 


श्री इन्द्रजीत 

सिंह 


श्री धुरपत सिंह 


25/12/1987 


उत्तर प्रदेश 


सामान्य 


गणित 


प्रखण्ड अध्यापक 
शिक्षा संस्थान 
(बाईट ), मूसापुर, 

कटिहार 


26 


205733 


श्री हरेराम 
दीक्षित 


श्री अवधेश 
दीक्षित 


20/06/1984 


उत्तर प्रदेश 


सामान्य 


गणित 


प्रखण्ड अध्यापक 

शिक्षा संस्थान 
( बाईट ), वाल्मीकि 
नगर, प० चम्पारण 


श्री जयकृष्ण 


27 


205306 


कुमारी दिव्या 


14/01/1990 


बेगूसराय 


सामान्य 


गणित 


मिश्रा 


स्थायी 
पता - ग्राम - परवानटोली, 

पो ० - सोनथा, 
जिला -किशनगंज, 
बिहार -855115 

स्थायी 
पता - ग्राम - अनारकली, 

पो ० - मौधा हाट, 
जिला -किशनगंज, 

बिहार 

स्थायी 
पता - मो ० - जोगिन्दर, 

पो ० - गैरकी, 
भाया + जिला - अररिया, 
बिहार -854311 

स्थायी 
पता - ग्राम - महमदपुर , 
पो ० - टाण्डा कला, 

थाना - बलुऑ, 
जनपद - चन्दौली, 
उतरप्रदेश -221115 

स्थायी 
पता - ग्राम - करजनिया, 

पो ० - भोपतपुरा, 
थाना - खामपार, 
जिला - देवरिया, 
उतरप्रदेश -274703 

स्थायी 
पता - ग्राम - परिहारा, 

पो ० - परिहारा, 
थाना - बखरी, 
जिला - बेगूसराय, 
बिहार -851221 

स्थायी 
पता - ग्राम + पो ० - मुरगॉव, 

थाना - हुलासगंज, 
जिला - जहानाबाद, 

बिहार -801303 
स्थायी पता - कोतवाली 
चौक, नाका नं0-05, 
नियर पावर हाउस, 

पो ० - लालबाग, 
जिला - दरभंगा, 
बिहार -846004 

स्थायी 
पता - ग्राम - महना, 

पो ० - बनसोही, 
थाना भगवानपुर हाट , 
अंचल - भगवानपुर हाट , 

जिला - सीवान, 
बिहार -841417 

स्थायी पता 
ग्राम + पो ० - देवरिया, 
थाना - अवतार नगर, 
भाया - प्रतापपुर , 
जिला - सारण, 
बिहार -841225 
स्थायी पता - ग्राम + 

पो ० - पंडित टोला 
टभका, थाना -विभूतिपुर, 
जिला - समस्तीपुर, 
बिहार -848114 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), विक्रम 


28 


202620 


नीरा कुमारी 


श्री अवधेश 
प्रसाद सिंह 


2/6/1976 


जहानाबाद 


सामान्य 
पिछड़ा 
वर्ग 


गणित 


प्रखण्ड अध्यापक 

शिक्षा संस्थान 
(बाईट ), दरियापुर, 
पूर्वी चम्पारण 


29 


200918 


मो ० 
रियाजुद्दीन 


मो ० मशकूर 


1/2/1986 


दरभंगा 


अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


गणित 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), नरार, 

मधुबनी 


30 


201219 


श्री पप्पु कुमार 


श्री मंगल राय 


10/10/1985 


सीवान 


पिछडा 
वर्ग 


गणित 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), शिवहर 


श्री अखिलेश्वर 


31 


204055 


श्री कुमार सुरज 

प्रकाश 


25/07/1985 


सारण, 
छपरा 


सामान्य 


भौतिकी 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
सीवान 


प्रसाद सिंह 


श्री सूर्य 


32 


201958 


सरिता कुमारी 


1/3/1978 


समस्तीपुर 


सामान्य 


भौतिकी 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
मोकामा, पटना 


नारायण ठाकुर 


20 


बिहार गजट , 25 नवम्बर 2020 


श्री शम्भू कुमार 


33 


अत्यन्त 
पिछड़ा 

वर्ग 
Disab led 


श्री जागरुक 

मंडल 


200117 


12/3/1974 


मधुबनी 


भौतिकी 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), डुमरा, 
सीतामढ़ी 


मंडल 


OH 


34 


204471 


श्री गोपाल कृष्ण 


स्व ० रामचरित्र 

भगत 


6/12/1972 


पूर्वी 
चम्पारण 


पिछड़ा 
वर्ग 


भौतिकी 


35 


201806 


श्री बालेश्वर 
नाथ पाण्डेय 


श्री स्वामी नाथ 
पाण्डेय 


2/7/1983 


उत्तर प्रदेश 


सामान्य 


रसायन 
शास्त्र 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
रामपुर जलालपुर, 

समस्तीपुर 
प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, बाढ़ , 

पटना 
प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
हवेली खड़गपुर, 

मुंगेर 
प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
मसौढ़ी, पटना 


रसायन 


36 


204384 


श्री अंजनी 
कुमार 


श्री त्रिलोचन 
प्रसाद सिंह 


1/3/1978 


झारखण्ड 


सामान्य 


शास्त्र 


37 


203589 


मीनाक्षी कुमारी 


श्री शशिभूषण 

चौधरी 


12/2/1987 


खगडिया 


सामान्य 


रसायन 
शास्त्र 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 


श्री अवध 


38 


205380 


श्री प्रभात कुमार 


1/3/1981 


बेगूसराय 


सामान्य 


रसायन 
शास्त्र 


नारायण सिंह 


शाहपुर पटोरी, 


समस्तीपुर 


स्थायी 
पता - ग्राम प्रसाद, 
मकान नं0-04, 

पो ० - बांकी, 
थाना - मधेपुर, 
जिला - मधुबनी, 
बिहार -847408 

स्थायी 
पता - ग्राम - कोईलहरा 
मठ, थाना - मधुबन, 
जिला - पूर्वी चम्पारण , 

बिहार -845420 
स्थायी पता - ग्राम + पो० 
राजवारी, थाना - चौबेपुर, 

जिला - वाराणसी, 
उतरप्रदेश -221116 

स्थायी 
पता - ग्राम - बरगुनियाँ, 

पो ० - कसाठी. 
जिला - देवघर, 
झारखण्ड -815353 

स्थायी 
पता - ग्राम -सिराजपुर , 

थाना - परबत्ता, 
जिला - खगडिया, 
बिहार -851216 

स्थायी 
पता - एस 0 डी 0 ओ 0 
आफिस के नजदीक, 
ग्राम + पो ० - मंझौल, 
जिला - बेगूसराय, 
बिहार -851127 

स्थायी 
पता - ग्राम - धनकरवा 
टोला, सदपुरा, 

, 
पो ० - रमना, 
जिला - मुजफ्फरपुर, 
बिहार -842002 

स्थायी 
पता- ग्राम + पो ० - डेहटी, 

थाना - पलासी, 
भाया - मदनपुर, 
जिला - अररिया, 
बिहार -854333 

स्थायी 
पता - ग्राम - सिकन्दरपुर, 

कुण्डल, 
पो ० - एच ० पी ० ओ ० 
कम्पनी बाग , 

थाना - टाउन, 
जिला - मुजफ्फरपुर, 
बिहार -842001 

स्थायी 
पता - मो ० - रामगढ़िया, 

पो ० - बलीगंज, 
थाना - आरा टाउन , 
जिला - भोजपुर, 
बिहार -802301 
स्थायी पताद्वारा 
श्री खगेन्द्र झा, मकान 
नं०-10बी, संजय गांधी 
नगर, पो 0 - बहादुरपुर 

हाउसिंग कॉलोनी, 
थाना - पत्रकार नगर, 


श्री अंजनी 


श्री मिथिलेश 


39 


201862 


26/01/1983 


मुजफ्फरपुर 


सामान्य 


रसायन 
शास्त्र 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
घोघरडीहा, 
मधुबनी 


कुमार त्रिवेदी 


कुमार त्रिवेदी 


40 


204265 


मो ० रिजवान 

अली 


मो ० रमजान 

अली 


2/1/1982 


अररिया 


अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


रसायन 
शास्त्र 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), श्रीनगर, 

पूर्णिया 


41 


201893 


श्री अजीत 
कुमार 


श्री ब्रहमदेव 
साहनी 


10/2/1976 


मुजफ्फरपुर 


अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


रसायन 
शास्त्र 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान, 
(डायट ), सोनुपर, 

सारण 


भोजपुर, 


42 


204089 


श्री नरेन्द्र 
कुमार 


राज लक्ष्मी 


21/01/1985 


अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


रसायन 
शास्त्र 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), विक्रम 


आरा 


43 


204980 


चंचला कुमारी 


श्री रविन्द्र झा 


25/06/1980 


पटना 


सामान्य 


वनस्पति 
शास्त्र 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), भागलपुर 


बिहार गजट, 25 नवम्बर 2020 


21 


हनुमान नगर, 
पटना-800026 


44 


204170 


श्री अनुज कुमार 


श्री बीरमणि 
पाण्डे 


19/12/1979 


पटना 


सामान्य 


वनस्पति 
शास्त्र 


प्रखण्ड अध्यापक 

शिक्षा संस्थान 
(बाईट ), दरियापुर, 
पूर्वी चम्पारण 


स्थायी 
पता - मो ० - शेखपुरा, 
दुखन सिंह लेन. 

शास्त्रीनगर, 
बी ० पी ० कॉलेज, 
पटना-8000014 
स्थायी पता -4 / 35, 
श्रीनगर कॉलोनी, गोबर 
साही चौक, भगवानपुर 
चौक , मुजफ्फरपुर, 
बिहार -842001 


45 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 


203153 


श्री कौशल 
किशोर शर्मा 


किरण भारती 


1/3/1981 


मुजफ्फरपुर 


वनस्पति 
शास्त्र 


सामान्य 


( डायट ), बिक्रम 


46 


203425 


श्री किशलय 
किशोर 


श्री नरेश प्रसाद 

सिंह 


15/02/1984 


नवादा 


स्थायी पता - जवाहर 
पार्क, वारिसलीगंज, 

जिला - नवादा, 
बिहार -805130 


सामान्य 


वनस्पति 
शास्त्र 


प्रखण्ड अध्यापक 
शिक्षा संस्थान 

(बाईट ). 
वाल्मीकिनगर, प ० 

चम्पारण 


47 


201859 


श्री अरविन्द 
कुमार 


श्री नागेश्वर 

सिंह 


15/02/1980 


बेगूसराय 


सामान्य 


वनस्पति 
शास्त्र 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
घोघरडीहा, 
मधुबनी 


48 


200527 


कुमारी मधुनिका 


श्री कृष्ण 
किशोर कुमार 


1/3/1983 


झारखण्ड 


अनुसूचित 
जाति 


वनस्पति 
शास्त्र 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
मोकामा, पटना 


49 


202470 


श्री आलोक 
कुमार 


श्री राजकिशोर 

सिंह 


12/3/1983 


नालन्दा 


अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


वनस्पति 
शास्त्र 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

(डायट ), 
टीकापट्टी, 
कटिहार 


वनस्पति 


50 


204488 


मो ० आरिफ 

हुसैन 


मो ० सलीम 
उद्दीन 


20/08/1971 


कटिहार 


स्थायी 
पता - ग्राम - सबौर, 
पो ० - बी 0 ओ 0 आर 0, 
नियर गुप्ता बंघ , 

थाना - बरौनी, 
जिला - बेगूसराय, 
बिहार -851114 

स्थायी 
पता - ग्राम + पो ० - चोन्दी, 
पो ०+ सब डिविजनल 
ब्लॉकाथाना - बाढ़ , 

जिला - पटना, 
बिहार -803213 

स्थायी 
पता - ग्राम -तिलैया, 

पो ० - पथरौरा, 
थाना - छविलापुर, 
जिला - नालन्दा, बिहार, 

803116 

स्थायी 
पता - ग्राम - मो ० - ढठा, 
पो ० - ग्वालटोली, 
थाना - बारसोई, 
जिला - कटिहार, 

बिहार -855102 
स्थायी पता - ग्राम - छोटी 
लगमा, पो 0 -शिवकुण्ड, 

थाना - धरहरा, 
जिला - मुंगेर, बिहार 
स्थायी पता - विवेकानन्द 
कॉलोनी, रजनी चौक के 
हाट , भटठा बाजार, 

पूर्णिया -854303 
स्थायी पताद्वारा 
श्री सुधांशु कुमार सिंह, 
ग्राम - पंडूरा, पो 0 - पंड्रा 
रामपुर, थाना - संदेश, 
जिला भोजपुर, आरा, 
बिहार -802164 

स्थायी 
पता - ग्राम - बालूगंज, 

पो ० - मुकुरिया, 
भाया - बारसोई घाट , 
थाना - आजमनगर, 
जिला - कटिहार, 


पिछड़ा 
वर्ग 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
किशनगंज 


शास्त्र 


51 


203984 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 


श्री राजेन्द्र 
प्रसाद सिंह 


पिंकी रानी 


21/12/1980 


महिला 
पिछड़ा 
वर्ग 


मुंगेर 


वनस्पति 
शास्त्र 


(डायट ), बांका 


प्राणि 


52 


नीमा कुमारी 


, 


203037 


श्री ललितेश्वर 

सिंह 


9/6/1978 


सुपौल 


सामान्य 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), श्रीनगर, 

पूर्णिया 


शास्त्र 


53 


200768 


कमला सिंह 


स्व ० रामयश 

राय 


10/1/1971 


भोजपुर, 
आरा 


सामान्य 


प्राणि 
शास्त्र 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
महेन्द्र, पटना 


मो ० अमन 


54 


204129 


आलम अरा 


2/12/1985 


कटिहार 


सामान्य 


प्राणि 
शास्त्र 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
मसौढ़ी, पटना 


अख्तर 


22 


बिहार गजट, 25 नवम्बर 2020 


बिहार - 854317 


55 


204733 


श्री चन्द्रशेखर 

कुमार 


श्री टेंगर प्रसाद 


8/2/1983 


रोहतास, 
सासाराम 


अनुसूचित 
जाति 


प्राणि 
शास्त्र 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान, 
(डायट ), गया 


56 


203748 


रणजीता प्रितम 


श्री बलदेव 
चौधरी 


21/05/1974 


मुजफ्फरपुर 


अनुसूचित 
जाति 


प्राणि 
शास्त्र 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
बिहिया, भोजपुर 
प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
नगरपारा, 
भागलपुर 


57 


201966 


श्री आदित्य 
कुमार 


श्री हरिहर 
प्रसाद 


12/10/1972 


नवादा 


अनुसूचित 
जाति 


प्राणि 
शास्त्र 


58 


200206 


रीना कुमारी 


श्री बालेश्वर 
पासवान 


21/08/1983 


पटना 


अनुसूचित 
जाति 


प्राणि 
शास्त्र 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), शेखपुरा 


59 


204069 


सीमी एजार 


मो ० 
अजीमउल्लाह 


1/3/1978 


मुजफ्फरपुर 


अत्यन्त 
पिछड़ा 
वर्ग 


प्राणि 
शास्त्र 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
सीवान 


स्थायी 
पता - ग्राम - नायकपुर, 

पो ० - उगहानी, 
थाना - चेनारी, 
जिला - रोहतास, 
बिहार -821104 

स्थायी 
पता - ग्राम - खेमाईपट्टी, 
थाना + पो ० - मीनापुर, 
जिला - मुजफ्फरपुर, 
बिहार -843128 

स्थायी 
पता - ग्राम + पो ० - मड़वा, 
थाना - पकरीबरावॉ, 

जिला - नवादा, 
बिहार -805124 

स्थायी 
पता - ग्राम - भजौर, 
पो ० - दौलतपुर, 
थाना - मसौढ़ी, 
प्रखण्ड - मसौढी. 
जिला - पटना -804452 
स्थायी पता - मो ० - दरही 
पट्टी, मीनापुर, 

मुजफ्फरपुर, 
बिहार -842002 

स्थायी 
पता - ग्राम - चिरंजीवीपुर, 

पो ० - फतेहा, 
थाना - बछवाड़ा, 
जिला - बेगूसराय, 
बिहार -851111 

स्थायी 
पता - ग्राम - बनौली. 

पो ० - भैसला, 
थाना - सहजनवा, 
जिला - गोरखपुर, 
उतरप्रदेश -273209 

स्थायी 
पता - ग्राम - भोजपुर, 

पो ० - कटेसर, 
थाना - मुगलसराय, 
प ० डी ० डी ० यू ० नगर, 

जिला - चन्दौली, 
उतरप्रदेश -221008 

स्थायी 
पता - ग्राम - तुलसी नगर, 

पो ० - छतौनी, 
थाना - तरियानी, 
जिला - शिवहर, 

बिहार -843128 
स्थायी पता - कायस्थ 
टोला, वार्ड नं0-28, 
इन्फोन्ट ऑफ ईदगाह 


श्री राजेश्वर 


60 


201905 


श्री राजेन्द्र 
प्रसाद सिंह 


28/05/1971 


बेगूसराय 


पिछडा 
वर्ग 


प्राणि 
शास्त्र 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
बंगरा, सारण 


प्रसाद सिंह 


सामान्य 


61 


श्री संतोष कुमार 


200502 


श्री रंगीलाल 
यादव 


23/04/1982 


उत्तर प्रदेश 


सामाजिक 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), सीवान 


श्री वीरेन्द्र 


62 


205199 


श्री राम अचल 

सिंह 


20/04/1986 


उत्तर प्रदेश 


सामान्य 


सामाजिक 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), पिरौटा, 

भोजपुर 


कुमार सिंह 


63 


201488 


श्री उपेन्द्र कुमार 


श्री बुन्नी लाल 

राय 


19/07/1975 


शिवहर 


सामान्य 
पिछड़ा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
मसौढ़ी, पटना 


64 


201433 


श्री निशांत 
गुंजन 


श्री विजयेन्द्र 
कुमार 


1/2/1984 


सहरसा 


सामान्य 


गेट , 


सामाजिक 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), मधेपुरा 


थाना + जिला - सहरसा, 
बिहार -852201 

स्थायी 
पता - ग्राम - हृदयपुर, 
पो ० - सथवा, सारनाथ, 

जिला - वाराणसी, 
उतरप्रदेश -221007 


65 


202322 


श्री ज्ञान सिंह 


श्री बबुआ 


5/8/1975 


उत्तर प्रदेश 


सामान्य 


सामाजिक 
विज्ञान 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
मोकामा पटना 


बिहार गजट, 25 नवम्बर 2020 


23 


66 


205705 


श्री मनोज 
कुमार गुप्ता 


श्री राजेन्द्र 
प्रसाद गुप्ता 


20/03/1983 


उत्तर प्रदेश 


सामान्य 


सामाजिक 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
कुमारबाग, प ० 

चम्पारण 


श्री बासुदेव 


67 


204419 


श्री रवि आनन्द 


15/02/1982 


अररिया 


सामान्य 
(पिछड़ा 
वर्ग) 


सामाजिक 
विज्ञान 


प्रखण्ड अध्यापक 
शिक्षा संस्थान 
(बाईट ), मूसापुर, 

कटिहार 


प्रसाद मेहता 


स्थायी 
पता - ग्राम + पो ० - कोहरग 
डडी, थाना - खड़डा, 
जनपद - कुशीनगर, 
उतरप्रदेश -274802 
स्थायी पता - ग्राम - डाक 

हरिपुर, पो 0 - हरिपुर, 
थाना + ब्लॉक - फारबिसगं 
ज , जिला - अररिया, 
बिहार -844318 

स्थायी 
पता - ग्राम - मोहम्मदपुर 
कुर्जी, पो ० - मोहम्मदपुर, 
थाना - फुलवारीशरीफ, 

जिला - पटना, 
बिहार -801105 

स्थायी 
पता - ग्राम + पो - नया 
गॉव, सतखुटटी, 

थाना - परवता, 
जिला - खगड़िया, 
बिहार -851215 

स्थायी 
पता - ग्राम - दामोदरपुर, 


68 


201602 


जय श्री 


श्री राम सिंह 


1/3/1981 


पटना 


सामान्य 


सामाजिक 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), दिग्घी, 

वैशाली 


श्री नवीन 


69 


201436 


श्री राजेश 
कुमार 


12/7/1974 


खगड़िया 


सामान्य 


सामाजिक 
विज्ञान 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
नगरपारा, 
भागलपुर 


कुमार सिंह 


पो ० - सराय, 


70 


204091 


श्री पंकज कुमार 


श्री रामनरेश 

सिंह 


3/2/1985 


वैशाली 


सामान्य 


सामाजिक 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), रामबाग, 
मुजफ्फरपुर 


71 


203397 


श्री राजीव रंजन 

सिंह 


श्री तेज 
नारायण सिंह 


12/2/1987 


सारण, 
छपरा 


सामान्य 


सामाजिक 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), पिरौटा, 

भोजपुर 


स्व ० बिनो 


72 


203504 


श्री मनोज 
कुमार यादव 


13/05/1980 


सहरसा 


सामान्य 
पिछड़ा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), खगडिया 


प्रसाद यादव 


श्री बरदानी 


73 


204379 


श्री सत्यम मिश्र 


7/1/1984 


उत्तर प्रदेश 


सामान्य 


सामाजिक 
विज्ञान 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 

सीवान 


बाबू मिश्र 


थाना - सराय , 
जिला - वैशाली, 
बिहार -844125 

स्थायी 
पता - ग्राम + पो ० - मुबारक 

पुर, थाना- मांझी, 
जिला - छपरा, सारण, 
बिहार -841209 

स्थायी 
पता - ग्राम - जम्हरा, 

पो ० - बिराटपुर , 
थाना - सोजनवर्षा राज , 

जिला - सहरसा, 
बिहार -852217 

स्थायी 
पता - ग्राम + पो ० - मुन्तौर, 

थाना - ललौली, 
जिला - फतेहपुर, 
उतरप्रदेश -212663 

स्थायी पता - इस्ट 
कन्नुलाल रोड, मीठापुर, 

बी - एरिया, 
पटना -800001 
स्थायी पता -30 / ए, 
श्रीकृष्णापुरी, अपोजिट 

एस ० बी ० आई ०, 
एस0 के 0 पुरी ब्रांच, 

पटना-800001 
स्थायी पता - क्वार्टर 
नं०-3, बिहार विद्यापीठ, 
सदाकत आश्रम, ओल्ड, 
पटना -800010 

स्थायी 
पता - ग्राम - बखरी , 

पो ० - मनियारा, 
भाया - सासामूसा, 
जिला - गोपालगंज, 
बिहार -841405 


श्री शिव कुमार 


74 


205559 


अभिलाषा सिन्हा 


10/12/1983 


पटना 


सामान्य 


सामाजिक 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान, 
( डायट ), सोनुपर, 

सारण 


सिन्हा 


श्री आर्य कुमार 


75 


200922 


बबली राय 


1/1/1980 


पटना 


सामान्य 


सामाजिक 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), दिग्घी, 

वैशाली 


सरकार 


76 


201839 


निवेदिता राज 


श्री रामदास 

राय 


15/12/1974 


पटना 


सामान्य 


सामाजिक 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
(डायट ), पिरौटा, 

भोजपुर 


श्री सुरेन्द्र 


प्राथमिक शिक्षक 
शिक्षा महाविद्यालय, 
बी ० एन ० आर ० ट्रेनिग 


77 


205060 


विभा 


25/10/1978 


गोपालगंज 


सामान्य 


सामाजिक 
विज्ञान 


कुमार सिंह 


कॉलेज, 


गुलजारबाग, पटना 


24 


बिहार गजट , 25 नवम्बर 2020 


श्री राजेन्द्र 


78 


205050 


अंजु कुमारी 


12/2/1983 


बक्सर 


सामान्य 
(पिछड़ा 
वर्ग) 


सामाजिक 
विज्ञान 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
बिहिया, भोजपुर 


प्रसाद सिंह 


स्व ० लाल 


79 


200385 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 


श्री नवीन कुमार 


पूर्वी 
चम्पारण 


11/2/1982 


सामान्य 
Disab led 

DD 


सामाजिक 
विज्ञान 


बहादुर सिंह 


(डायट ), सीवान 


80 


201228 


श्री प्रमोद कुमार 


श्री सोहन लाल 


7/9/1982 


कैमूर, 
भभुआ 


अनुसूचित | सामाजिक 
जाति विज्ञान 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
शेरघाटी, गया 


श्री कुमार 


81 


205061 


श्री सुदर्शन 

राम 


ऋषिकांत 
आनन्द 


3/5/1980 


कैमूर, 
भभुआ 


पिछड़ा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


अध्यापक शिक्षा 
महाविद्यालय, 
छपरा, सारण 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 


82 


205440 


श्री पप्पु हरिजन 


श्री उमेश दास 


24/10/1970 


अनुसूचित | सामाजिक 
जाति विज्ञान 


भागलपुर 


हवेली खड़गपुर, 


मुंगेर 


83 


201616 


मधुमिता 


श्री अशोक 
कुमार पासवान 


30/12/1980 


मुंगेर 


अनुसूचित | सामाजिक 
जाति विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

(डायट ), 
लखीसराय 


स्थायी 
पता - ग्राम + पो ० - अटाव, 

कोईरी टोला, 
भाया - डुमराँव, 
जिला - बक्सर, 
बिहार -802119 

स्थायी 
पता - ग्राम+ पो ० - बखरी, 
थाना - पताही, पूर्वी 

चम्पारण, 
बिहार -845457 
स्थायी पता - ग्राम + 
पो ० - कल्याणपुर, 
थाना - दुर्गावती 
जिला - कैमूर, 
बिहार -821105 

स्थायी 
पता - ग्राम + पो ० - भिटटी, 

थाना - मोहनियाँ, 
जिला - कैमूर, भभुआ, 

बिहार -821109 
स्थायी पता - मो ० - नया 
टोला परवती, हिन्दुस्तान 
प्रेस के पीछे, पो ० - नया 

बाजार, 
थाना - विश्वविद्यालय, 
जिला - भागलपुर, 
बिहार -812002 

स्थायी 
पता - ग्राम - लक्ष्मणपुर, 
पो + थाना - जमालपुर, 
मुंगेर, बिहार -811214 
स्थायी पता - नई गोदाम, 
लाल बाबू रोड, गया 

( आर० एस० ), 
बिहार -823002 

स्थायी 
पता - ग्राम - मुरादपुर, 
पो ० - मिलिक प्रहलागढ़, 

थाना - कदवा, 
भाया - सोनैल, 
जिला - कटिहार, 
बिहार -855114 

स्थायी 
पता - ग्राम - रुकनपुरा, 
पो ० - जयतीपुर कुरुआ, 

थाना - घोषी, 
प्रखण्ड - मोदनगंज, 
जिला - जहानाबाद 

804432 

स्थायी 
पता - ग्राम + पो ० - वीरनग 
र , थाना - भरगॉमा, 
जिला - अररिया, 

पिन -854102 
स्थायी पता - मो ० - पूर्वी 
रामकृष्णानगर, पो 0 - न्यू 

जगनपुरा, 
थाना - रामकृष्णानगर, 

जिला - पटना, 
बिहार -800027 

स्थायी 
पता - ग्राम + पो ० - नगवा, 

थाना - फतेहपुर, 


84 


अत्यन्त 
पिछडा 


श्री रविन्द्र 
कुमार 


202999 


श्री जगदीश 
मिस्त्री 


19/10/1979 


गया 


सामाजिक 
विज्ञान 


अध्यापक शिक्षा 
महाविद्यालय, 
समस्तीपुर 


वर्ग 


85 


201023 


श्री महेश कुमार 


श्री राजेन्द्र 
प्रसाद साह 


5/1/1980 


कटिहार 


अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

( डायट ), 
फारबिसगंज, 
अररिया 


86 


204875 


मधु बाला 


श्री उमेश 
प्रसाद सिंह 


16/12/1983 


जहानाबाद 


अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
महेन्द्रू, पटना 


87 


202819 


डेजी कुमारी 


श्री राघव साह 


15/01/1985 


अररिया 


अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 
( डायट ), मधेपुरा 


88 


200992 


रुबी कुमारी 


श्री अयोध्या 
राम 


10/5/1989 


पटना 


अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान, 
( डायट ), सोनुपर, 

सारण 


श्री रामकृष्ण 


89 


202751 


श्री बसंत सिंह 


30/07/1976 


गया 


अत्यन्त 
पिछडा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


अध्यापक शिक्षा 
महाविद्यालय, 
सहरसा 


सिंह 


बिहार गजट , 25 नवम्बर 2020 


25 


90 


201265 


श्री बिक्रम 
कुमार 


श्री राम बिलास 

केशरी 


21/01/1976 


बेगूसराय 


पिछड़ा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
रामपुर जलालपुर, 

समस्तीपुर 
प्रखण्ड अध्यापक 
शिक्षा संस्थान 

(बाईट ), 
वाल्मीकिनगर, प ० 

चम्पारण 


श्री रौशन कुमार 


91 


202830 


श्री दुर्गेश 
कुमार गुप्ता 


4/12/1985 


सीवान 


पिछडा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


गुप्ता 


92 


202657 


श्री मुकेश कुमार 


श्री ब्रहमदेव 

सिंह 


12/3/1974 


मुजफ्फरपुर 


पिछडा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
सोरहत्था, वैशाली 


श्री सुनील 


93 


203598 


श्री रामनन्दन 

प्रसाद 


17/09/1980 


गया 


पिछड़ा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


कुमार 


जिला - गया, 

बिहार -805128 
स्थायी पता - ग्राम - पुरानी 
बैंक चौक, बखरी, वार्ड 

नं0-09, बखरी, 
ग्रा ०+ पो + थाना - बखरी, 

बेगूसराय -848201 
स्थायी पता - ग्राम + पो० 

सोहगरा घाट, 

पो ० - सोहगरा, 
अंचल + थाना - गुठनी, 
सिवान, बिहार -841239 

स्थायी 
पता - ग्राम - बलभद्रपुर , 

डाक - बलौर, 
थाना + भाया - कुढ़नी, 
जिला - मुजफ्फरपुर, 

बिहार -844120 
स्थायी पता - आमाकुऑ, 

पो ० - बारा, 
थाना - टिकारी, 

जिला - गया, 
बिहार -824236 
स्थायी पता - श्री कृष्ण 
वल्लभ प्रसाद सिन्हा, 
ग्राम - भागन विगहा, 

पो + थाना - रहुई, 
जिला - नालन्दा, बिहार 

स्थायी 
पता - ग्राम - पोखरशाम, 

पो ० - सलेमपुर, 

थाना - पण्डौल, 
जिला - मधुबनी -847234 

स्थायी 
पता - एम 0 आई 0 जी0-10 
2 , हनुमान नगर, 

कंकड़बाग, 
थाना - पत्रकार नगर, 
डाक - लोहिया नगर , 

पटना -800020 
स्थायी पता - मो ० - पूर्वी 

नवादा आरा, 
थाना - नवादा ( आरा), 

पो ० - आरा, 
जिला भोजपुर -802301 

स्थायी 
पता - मुहल्ला - कुर्जी 
बालू पर, 

पो ० - सदाकत 
आश्रम, थाना - दीघा, 
जिला - पटना -800010 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 

पताही, 
मुजफ्फरपुर 
प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, बाढ़ , 

पटना 


श्री कृष्ण 


94 


202484 


स्मिता सिन्हा 


1/10/1985 


नालन्दा 


वल्लभ प्रसाद 

सिन्हा 


पिछडा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


95 


203376 


प्रियंका कुमारी 


श्री राम अशिष 

यादव 


5/5/1987 


मधुबनी 


पिछड़ा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


जिला शिक्षक एवं 
प्रशिक्षण संस्थान 

(डायट ), 
किलाघाट, दरभंगा 


96 


202552 


सुनीता सागर 


डॉ० विद्यासागर 

यादव 


11/7/1975 


पटना 


पिछड़ा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
सोरहत्था, वैशाली 


97 


205315 


शशि बाला 
कुमारी 


श्री जवाहर 

सिंह 


18/04/1984 


भोजपुर, 
आरा 


महिला 
पिछड़ा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
मसौढ़ी, पटना 


श्री सुजीत 


98 


202634 


अंजु सिन्हा 


2/4/1986 


पटना 


महिला 
पिछडा 
वर्ग 


सामाजिक 
विज्ञान 


प्राथमिक शिक्षक 

शिक्षा 
महाविद्यालय, 
बिहिया, भोजपुर 


कुमार सिंह 


जिन अभ्यर्थियों के द्वारा काउन्सिलिंग / सत्यापन के समय वांछित पूर्ण कागजात अब तक समर्पित नही किया 
गया है , उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे विभाग में वांछित कागजात ( जो सत्यापन के समय उपलब्ध नही कराया गया) 
विभाग में सत्यापन कराने के उपरान्त ही पदस्थापित पद पर योगदान देगें । 

7. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ - पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही 
मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है । सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल 
प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी । 

8. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ - पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण - पत्रों को सही 
मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण - पत्र / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की 
स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की 
जायेगी । 


26 


बिहार गजट , 25 नवम्बर 2020 


9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य 
प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 

10. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा – पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । 

11. बिहार पेंशन ( संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या -1964 दिनांक 
31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 

12. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने - जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता 
देय नहीं होगा । 

13. योगदान के समय अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन पत्र में दिये गये फोटो की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा 
अन्यथा ऐसे अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा । 

14. नियुक्ति के उपरान्त पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करने के समय संबंधित जिले / कार्यालय में विहित प्रपत्र में 
चल - अचल सम्पति का ब्यौरा निश्चित रुप से समर्पित किया जायेगा । 

15. सभी अभ्यर्थियों की मेधा का निर्धारण बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त संशोधित अनुशंसा के अनुसार 
किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
सुशील कुमार, निदेशक (प्रशासन) -सह - अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 30-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0। 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट, 25 नवम्बर 2020 


27 


भाग - 9 - ख 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 

सूचनाएं इत्यादि 


सूचना 


सं 0 1264 -- मैं , दीपक कुमार भारती, पिता - श्री रामलोचन पासवान, ग्राम - सिमरी पूरब, पो 0 वो थाना - राजनगर , 
जिला - मधुबनी का स्थायी निवासी हूँ, मेरा मैट्रिक एवं इंटरमिडियट में मेरा नाम दीपक कुमार भारती दर्ज है , लेकिन स्नातक 
एवं स्नातकोत्तर में दीपक कुमार भारती के जगह भूलवश दीपक भारती दर्ज हो गया है । मेरा वास्तविक नाम दीपक कुमार 
भारती है । मैं इसी नाम से जाना और पहचाना जाता हूँ । मैं इसी नाम से जाना और पहचाना जाऊँगा । शपथ पत्र 
सं०-5387 / 2020 दिनांक 01.09.2020 | 

दीपक कुमार भारती । 


सं 0 1268-- मैं आशुतोष पांडेय पुत्र हरिहर प्रसाद पांडेय ग्राम + पो 0 कोहंडोर बाजार जनपद - प्रतापगढ़ ( उ 0 प्र 0) 
वर्तमान पता व्यवहार न्यायालय मधुबनी है । मेरे सभी शैक्षणिक अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र में मेरा नाम आशुतोष कुमार है । 
आशुतोष पांडेय तथा आशुतोष कुमार एक ही व्यक्ति है । मेरा नाम समस्त संव्यवहार तथा शासकीय अभिलेख में आशुतोष 
कुमार के नाम से जाना जाएगा । सं 0 पत्र सं 0 55 , दिनांक 7.1.2020 | 

आशुतोष पांडेय । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 30-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0। 
Website : http : // egazette . bih.nic.in 


